पंजीकरण संख्या - यू 0 ए0 / डी 0 ओ 0 / डी 0 डी 0 एन 0 / 30 / 2018-2020 


सरकारी गजट, 

गजट, उत्तराखण्ड 


उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

रुड़की 
खण्ड -19] रुड़की, शनिवार, दिनांक 01 दिसम्बर, 2018 ई0 ( अग्रहायण 10, 1940 शक सम्वत् ) [ संख्या -48 

विषय - सूची 
प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग - अलग दिये गए हैं , जिससे उनके अलग - अलग खण्ड बन सकें 


-- 


विषय 


पृष्ठ संख्या 


वार्षिक चन्दा 


रु ० 


3075 


733-806 


1500 


1159-1177 


1500 


975 


सम्पूर्ण गजट का मूल्य 
भाग 1 - विज्ञप्ति - अवकाश , नियुक्ति , स्थान -नियुक्ति , स्थानान्तरण , 

अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस 
भाग 1 - क - नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको 

उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के 

अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया 
भाग 2 - आज्ञाएं , विज्ञप्तियां , नियम और नियम विधान , जिनको केन्द्रीय 

सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया , 
हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और 

दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण 
भाग 3 - स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़ - पत्र, नगर प्रशासन , नोटीफाइड 

एरिया , टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा 
पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों 

अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया 
भाग 4 - निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड 
भाग 5 - एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड 
भाग 6 -बिल , जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए 

जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों 

की रिपोर्ट 
भाग 7 - इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य 

निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां 
भाग 8 - सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि 
स्टोर्स पर्चेज - स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़- पत्र आदि 


975 


975 


975 


975 


975 


975 


i 


- 


1425 


733 - क 


734 


उत्तराखण्ड गजट , 01 दिसम्बर, 2018 ई ० ( अग्रहायण 10, 1940 शक सम्वत् ) 


[ भाग 1 


भाग 1 
विज्ञप्ति - अवकाश, नियुक्ति , स्थान -नियुक्ति , स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस 

कार्मिक अनुभाग -1 
विज्ञप्ति / प्रोन्नति 

27 सितम्बर, 2018 ई ० 
संख्या 950 / तीस -1-18-25(36 ) / 2006 टी 0 सी0-|| -उत्तराखण्ड राज्य सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) के 
साधारण श्रेणी वेतनमान ₹ 15,600-39,100, ग्रेड पे ₹ 5,400 में प्रोन्नति कोटे की वर्ष 2016-2017 हेतु उपलब्ध रिक्तियों 
के विरूद्ध उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार द्वारा नियमित चयन की संस्तुति के आधार पर निम्नलिखित स्थाई 
तहसीलदारों को नियमित डिप्टी कलेक्टर वेतनमान ₹ 15,600-39,100, ग्रेड पे ₹ 5,400 पे ( Pay Level 10 Matrix ) 
के पद पर प्रोन्नत करते हुए, कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष के लिए परिवीक्षाकाल पर रखे जाने की 
श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं : 

(1 ) श्री मायादत्त जोशी । 
( 2 ) श्री परमानन्द राम । 
( 3 ) श्री देवानन्द । 

सम्बन्धित अधिकारियों की उत्तराखण्ड राज्य सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा ) संवर्ग में ज्येष्ठता उत्तराखण्ड 
राज्य सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) नियमावली, 2005 एवं उत्तराखण्ड सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 2002 एवं 
इस सम्बन्ध में शासन द्वारा समय - समय पर जारी आदेशों के अनुसार बाद में निर्धारित की जायेगी । 

उक्त पदोन्नति मा ० उच्च न्यायालय, नैनीताल में लम्बित रिट याचिका संख्या-238 / 2016 (एस 0 / बी 0), 
जयवर्द्धन शर्मा व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में पारित होने वाले अन्तिम आदेश के अधीन रहेगी । 

उक्त पदोन्नत डिप्टी कलेक्टरों को अग्रिम आदेशों तक उनकी वर्तमान तैनाती स्थल पर ही तैनात किया 
जाता है । 

आज्ञा से , 
राधा रतूड़ी, 
अपर मुख्य सचिव 


2 . 


3 . 


4 . 


--------... 


संख्या 15757-62 / छ: प्रा 0 / F.L. - 43 अनुज्ञापन / सामान्य शर्ते / 2018--19 


प्रेषक , 


आबकारी आयुक्त , 


उत्तराखण्ड । 
सेवा में , 

समस्त जिलाधिकारी, 
उत्तराखण्ड । 

देहरादूनः दिनांक 03 नवम्बर, 2018 ई ० 
विषय - उत्तराखण्ड विकृतं स्प्रिट तथा विशिष्टतया विकृत स्प्रिट एवं भांग को कब्जे में रखने के लिए लाइसेन्स ( संशोधन ) 

नियमावली, 2018 के प्रख्यापन के सम्बन्ध में । 


महोदय , 


. 


कृपया उपर्युक्त विषयक शासन की अधिसूचना संख्या 861 / XXIII / 2018 / 12 ( 16) / 2012 देहरादून , दिनांक 
30 अगस्त , 2018 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें , जिसके अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा संयुक्त प्रान्त आबकारी 
अधिनियम , 1910 ( सं 0 प्रा 0 अधिनियम संख्या 4, 1910) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) की धारा -40 के द्वारा 
प्रदत्त शक्ति का प्रयोग कर " उत्तर प्रदेश विकृत स्प्रिट तथा विशिष्टतया विकृत स्प्रिट को कब्जे में रखने के लिए लाइसेन्स 
नियमावली, 1976 ( उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त ) में संशोधन करते हुए “ उत्तराखण्ड स्प्रिट , विकृत स्प्रिट विशिष्टतया 
विकृत स्प्रिट एवं भांग को कब्जे में रखने के लिए लाइसेन्स ( संशोधन ) नियमावली, 2018 , प्रख्यापित की गई है । 


735 


भाग 1] 

उत्तराखण्ड गजट , 01 दिसम्बर, 2018 ई 0 (अग्रहायण 10, 1940 शक सम्वत् ) 
प्रख्यापित नियमावली के नियम -5(4 ) में उल्लिखित है कि " शोधित आसव, शुद्ध मद्यसार, भांग एवं अन्य 
आबकारी शुल्क योग्य सामग्री को औद्योगिक प्रयोजन, जैसे औषधि एवं सौन्दर्य प्रसाधन के निर्माण हेतु कब्जे में रखने 
एवं प्रयोग हेतु एक वर्ष अथवा वर्ष के भाग के लिए अनुज्ञापन प्रपत्र -43 में स्वीकृत किया जा सकेगा । जिसका अनुज्ञापन 
शुल्क वर्ष एवं वर्ष के भाग के लिए ₹ 30,000.00 (रुपये तीस हजार) होगा । आबकारी शुल्क योग्य सामग्री के दुरूपयोग 
को रोकने तथा सामग्री के विनियमन हेतु अनुज्ञापन प्रपत्र एवं अनुज्ञापन की शर्ते आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित की 
जायेंगी । 


अतः शासन के निर्देशों के क्रम में राज्य में स्प्रिट एवं भांग को प्रयोग कर औषधि एवं सौन्दर्य प्रसाधन तथा 
स्वतःजनित अल्कोहल पर प्रशासनिक नियन्त्रण करने हेतु , जिससे कि स्प्रिट व भांग का दुरूपयोग न हो सके के दृष्टिगत 
सामान्य शर्ते निर्धारित कर एवं सामान्य शर्तों में उल्लिखित प्रारूप व एफ 0 एल0-43 अनुज्ञापन ( औषधीय एवं प्रसाधन 
निर्मितियों के उत्पादन हेतु स्प्रिट और / अथवा भांग को कब्जे में रखने के लिए अनुज्ञापन प्रपत्र वि ० म0-43 में निर्गत 
किए जायेंगे ) दिए जाने एवं उक्त का नवीनीकरण किए जाने हेतु वांछित औपचारिकताएँ भी संलग्न कर आवश्यक 
कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही हैं । 

कृपया अग्रेत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करें । 
एल ० एल0-43 अनुज्ञापन हेतु सामान्य शर्ते ( उत्तराखण्ड विकृत स्प्रिट तथा विशिष्टतया विकृत स्प्रिट एवं भांग को 
कब्जे में रखने के लिए लाइसेन्स ( संशोधन) नियमावली, 2018 के सम्बन्ध में जारी शासन की अधिसूचना संख्या 

861 / XXIII / 2018 / 12( 16 ) / 2012 देहरादून , दिनांक 30 अगस्त, 2018 ) 
5. (4) शोधित आसव, शुद्ध मद्यसार, भांग एवं अन्य आबकारी शुल्क योग्य सामग्री को औद्योगिक प्रयोजन जैसे औषधि 

एवं सौन्दर्य प्रसाधन के निर्माण हेतु कब्जे में रखने एवं प्रयोग हेतु एक वर्ष अथवा वर्ष के भाग के लिए अनुज्ञापन 
प्रपत्र -43 में स्वीकृत किया जायेगा । जिसके लिए निम्न शर्ते निर्धारित की जाती है: 
(i) औषधि एवं प्रसाधन निर्माण इकाई से तात्पर्य, ऐसी इकाइयों से है, जिन्हें औषधि निर्मित अथवा सौन्दर्य 

प्रसाधन निर्मित के निर्माण हेतु औषधि एवं प्रसाधन अधिनियम, 1940 के अन्तर्गत अनुज्ञापन प्राप्त हो । 
(ii ) अनुज्ञापन सामान्यतया उस सम्पूर्ण वित्तीय वर्ष अथवा उसके किसी भाग के लिए वैध होगा, जिसके लिए यह 

स्वीकृत अथवा नवीनीकृत किया जायेगा । अनुज्ञापन धारक , अनुज्ञापन के निबन्धनों तथा शर्तों के अनुपालन 
और आबकारी आयुक्त द्वारा इस संबंध में निर्गत आदेशों तथा अनुदेशों का अनुश्रवण करने को बाध्य होगा । 
औषधि एवं सौन्दर्य प्रसाधन निर्माता इकाइयों , जिन्हें ड्रग्स एवं कॉस्मेटिक एक्ट , 1940 के अन्तर्गत औषधि 
एवं सौन्दर्य प्रसाधन निर्मितियों के निर्माण के लिए औषधि नियन्त्रक एवं लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञा 

प्राप्त हो , को औषधि एवं सौन्दर्य प्रसाधन निर्मितियों के निर्माण हेतु उपरोक्त अनुज्ञा जारी की जा सकेगी । 
(iii) अनुज्ञापन आबकारी आयुक्त द्वारा ऐसी अनुमोदित आयुर्वेदिक , यूनानी, एलोपैथिक और होमियोपैथिक 

औषधीय और अथवा प्रसाधन निर्मितियों , जिनमें अल्कोहल अथवा भांग आवश्यक अवयव होता है अथवा 
जिनमें स्वजनित अल्कोहल होता है, की अनुज्ञापित उत्पादक इकाइयों के पक्ष में स्वीकृत अथवा नवीनीकृत 
किया जायेगा । प्रत्येक वित्तीय वर्ष या वर्ष के भाग हेतु अनुज्ञापन शुल्क का निर्धारण आबकारी आयुक्त द्वारा 

शासन की पूर्वानुमति से किया जायेगा । 
1. “ औषधीय निर्मिति से तात्पर्य औषधि एवं प्रसाधन अधिनियम , 1940 के अन्तर्गत परिभाषित औषधियों से है या औषधि , जो मनुष्यों या 

जीव - जन्तुओं के आन्तरिक या बाह्य उपयोग के लिए तैयार की गई दवा या नुस्खा और उन सभी पदार्थों, जो मनुष्यों या जीव - जन्तुओं 
में किसी रोग का उपचार, उसे कम करने या उसका निवारण करने में , या उनके लिए उपयोग में लाने के लिए आशयित हैं , से है । 
2. “सौन्दर्य प्रसाधन निर्मिति से तात्पर्य, औषधि एवं प्रसाधन अधिनियम, 1940 के अन्तर्गत परिभाषित प्रसाधन सामग्री से है या ऐसी निर्मिति जो मानव 

शरीर के प्रसाधन में या किसी भी वर्णन के वस्त्र को सुगंधित करने में उपयोग करने के लिए आशयित है या कोई ऐसा पदार्थ, जो रंगरूप, त्वचा, 
बाल या दांतों की सफाई, उनमें सुधार या परिवर्तन करने के लिए आशयित है और जिसमें गंधहारक और सुगंध सम्मिलित है, से है । 


... 


736 


। 


- 


उत्तराखण्ड गजट , 01 दिसम्बर, 2018 ई ० ( अग्रहायण 10, 1940 शक सम्वत् ) 

[ भाग 1 
(iv ) अनुज्ञापन की स्वीकृति हेतु प्रत्येक आवेदन वि ० म0-43 (ए) प्रपत्र में संबंधित जनपद के जिलाधिकारी के 

माध्यम से तथा नवीनीकरण हेतु आवेदन जिला आबकारी अधिकारी के माध्यम से आबकारी आयुक्त के समक्ष 
प्रस्तुत किए जायेंगे । आवेदन - प 

[-पत्र की प्राप्ति पर, आबकारी आयुक्त द्वारा जैसा कि उचित समझा जाय , 
अग्रेतर जाँच करा सकेंगे । यदि आवेदक इकाई अनुज्ञापन की स्वीकृति अथवा नवीनीकरण हेतु उपयुक्त पाई 

जाती है, तब आबकारी आयुक्त अनुज्ञापन स्वीकृत अथवा नवीनीकृत करेंगे । 
(V) ( क ) अनुज्ञापी स्प्रिट तथा भांग के भण्डारण के लिए अनुज्ञापित परिसर में एक पृथक कक्ष रखेगा। कक्ष 

की खिड़कियों पर सुदृढ़ जाली लगाई जायेगी, स्प्रिट / भांग कक्ष में एक ही प्रवेश द्वार होगा तथा 
प्रवेश द्वार पर डबल लॉक लगाये जायेंगे , जिसकी एक चाबी अनुज्ञापी के पास व दूसरी चाबी प्रभारी 
आबकारी निरीक्षक के पास रहेगी तथा स्प्रिट / भांग की निकासी केवल प्रभारी आबकारी निरीक्षक की 

उपस्थिति में की जायेगी । 
( ख) स्प्रिट के भण्डारण हेतु सभी टंकिया / पात्र स्टेनलेस स्टील के बने होंगे तथा शुद्धता पूर्वक गेज किए 

जायेंगे । गेज चार्ट आबकारी आयुक्त द्वारा अनुमोदित किए जायेंगे । भांग को तौलकर संग्रहित किया 

जायेगा । 
( ग ) स्प्रिट कक्ष में एक या अधिक टंकियों अथवा पात्रों में रखी जायेगी तथा प्रत्येक लेन - देन के पश्चात् 

इनकी डिप, संबंधित डिप पुस्तिकाओं में अंकित की जायेगी । 
( घ) कोई स्प्रिट अथवा भांग, सिवाय औषधीय अथवा प्रसाधन निर्मिति के उत्पादन के लिए, भण्डार कक्ष 

से नहीं हटाई जायेगी । 
( ङ) सूर्योदय के पूर्व तथा सूर्यास्त के पश्चात् स्प्रिट / भांग की प्राप्ति , निकासी इत्यादि कार्य नही किया 

जायेगा । 
( च) भण्डार कक्ष से , औषधीय अथवा प्रसाधन निर्मिति के उत्पादन हेतु हटाई गई स्प्रिट अथवा भांग की 

मात्रा को रजिस्टर, जैसा कि आबकारी आयुक्त द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाये, में अंकित किया जायेगा । 
स्प्रिट के मामले में , अंतरण के पश्चात् भण्डारण टंकी की सही डिप अंकित कर वास्तविक मात्रा का 
विवरण अनुरक्षित किया जायेगा । अनुज्ञापी स्टोर से स्प्रिट / भांग के उठाने हेतु प्रारूप एफ 0एल0-44 डी 

में आवेदन करेगा । 
( छ) तैयार निर्मिति वाले प्रत्येक मात्र पर निर्मिति का नाम, इसका बैच नम्बर, इसमें शुद्ध अल्कोहल अथवा 

भांग का प्रतिशत और इसकी उत्पादन तिथि को प्रदर्शित करता हुआ एक लेबिल लगा होगा । 
( ज ) औषधीय और प्रसाधन निर्मितियों के उत्पादन और क्रेताओं के नाम सहित बिक्री का लेखा उस रीति 

से जैसा कि आबकारी आयुक्त द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुज्ञापी द्वारा अनुरक्षित किया जायेगा । 
( झ ) अनुज्ञापन के अन्तर्गत प्राप्त स्प्रिट / भांग , यदि किन्हीं कारणों से उपभोग हेतु अनुपयुक्त हो जाती है , 

तो ऐसी रीति जो आबकारी आयुक्त निर्धारित करें , से अनुपयुक्त स्प्रिट को निस्तारित किया जाएगा । 
( य ) अनुज्ञापी औषधि एवं प्रसाधन निर्मितियों में , जिनमें इतनी मात्रा में एल्कोहल हो , जो इनके पेय मदिरा 

के रूप उपभोग को बढ़ावा देती हो , के उत्पादन में सम्मिलित नहीं होगा । 
( vi) इकाई की आवश्यकता तथा जिला आबकारी अधिकारी की इस संबंध में संस्तुति के दृष्टिगत् आबकारी 

आयुक्त द्वारा जाँचोपरान्त इकाई को स्प्रिट अथवा भांग का वार्षिक कोटा, आवंटित किया जायेगा । 
( vii ) उत्पादन प्रक्रिया के पूर्ण होने के पश्चात् , औषधीय अथवा प्रसाधन निर्मिति के प्रत्येक बैच में निहित 

अल्कोहल / भांग का प्रतिशत अनुज्ञापी द्वारा घोषित किया जायेगा । 


737 


, 


भाग 1]] 

उत्तराखण्ड गजट , 01 दिसम्बर, 2018 ई ० ( अग्रहायण 10, 1940 शक सम्वत् ) 
( vi ) औषधीय अथवा प्रसाधन निर्मिति के प्रत्येक बैच के नमूने लिए जायेंगे तथा रासायनिक परीक्षण हेतु प्रेषित 

किए जायेंगे । यदि रासायनिक परीक्षण में , औषधीय अथवा प्रसाधन निर्मिति के अनुमोदित संघटन से कोई 
विचलन पाया जाता है , तब प्रकरण आबकारी आयुक्त को संदर्भित किया जायेगा, जो अनुज्ञापी इकाई के 

विरुद्ध गुण - दोष के आधार पर समुचित कार्यवाही करेंगे । 
(ix) स्प्रिट अथवा भांग के स्टॉक में कमी (जिस सम्बन्ध में अनुज्ञापी संतोषजनक स्पष्टीकरण प्रस्तुत न कर सके ) 

सहित अनुज्ञापन की शर्तों के प्रत्येक उल्लंघन पर उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम , 1910 ( उत्तराखण्ड में 
यथा अनुकूलित एवं उपान्तरित ) में दी गई व्यवस्था के तहत सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत अनुज्ञापी इकाई 
के विरुद्ध समुचित कार्यवाही करेंगे । यदि अनुज्ञापन की किसी भी शर्त का उल्लंघन अनुज्ञापी द्वारा किया 
जाता है तो अनुज्ञापन निरस्तीकरण अथवा जमा प्रतिभूति जब्त या उसके किसी भाग , जो आबकारी आयुक्त 

जैसा उचित समझे का सम्पहरण करने की कार्यवाही या दोनों कार्यवाही की जा सकती है । 
(x) औषधि एवं सौन्दर्य प्रसाधन हेतु आवश्यक स्प्रिट / भांग की आपूर्ति इकाई के प्रभारी अधिकारी द्वारा 

प्रतिहस्ताक्षरित इन्डेन्ट से आबकारी आयुक्त द्वारा अधिकृत आसवनी / वेयर हाउस से होगी । इन्डेन्ट तीन 
प्रतियों में होगा । मूलप्रति आसवनी / वेयर हाउस को दूसरी प्रति आसवनी / वेयर हाउस के प्रभारी आबकारी 

अधिकारी तथा तृतीय प्रति अभिलेख हेतु इकाई में रहेगी । 
( xi ) औषधि एवं प्रसाधन निर्मितियों के निर्माण से पुनः प्राप्त स्प्रिट का निस्तारण : 
( क ) औषधि एवं प्रसाधन निर्मितियों के निर्माण में पुनः प्राप्त स्प्रिट को उन्हीं निर्मितियों के निर्माण हेतु प्रयोग 

में लाया जा सकेगा, बशर्ते ऐसे स्प्रिट को अलग से प्राप्त कर उसका हिसाब अलग से इकाई एवं प्रभारी 

आबकारी निरीक्षक द्वारा रखा जायेगा । 
( ख ) अनुज्ञापी द्वारा यदि पुनः प्राप्त स्प्रिट व अन्य स्प्रिट को अनुपयुक्त घोषित किया जाता है, तो अनुज्ञापी 

द्वारा पुनः प्राप्त / अन्य अनुपयुक्त स्प्रिट को आबकारी आयुक्त की पूर्वानुमति से जिला आबकारी अधिकारी 
से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर नष्ट किया जा सकेगा अथवा आबकारी अधिनियम में दी गई व्यवस्था 

के अन्तर्गत पुनआसवन की अनुमति आबकारी आयुक्त द्वारा दी जा सकेगी । 
( xii ) औषधि निर्माण में छीजन की अधिकतम सीमा का निर्धारण आबकारी आयुक्त द्वारा शासन की पूर्वानुमति से 

किया जायेगा । 


( xiii ) आबकारी आयुक्त अथवा कलेक्टर अथवा अधिनियम की धारा -48 के अधीन सशक्त आबकारी विभाग का 

अधिकारी समस्त उपयुक्त समयों पर उत्पादक को नोटिस देकर अथवा नोटिस दिए बिना उस परिसर में 
प्रवेश कर सकता है, जहाँ स्वजनित अल्कोहल सहित अल्कोहल और अथवा भांग युक्त औषधीय और 
प्रसाधन निर्मितियाँ संचित अथवा उत्पादित की जाती हैं और स्टॉक, अभिलेख और लेखा का निरीक्षण कर 
सकता है । ऐसा अधिकारी स्प्रिट और औषधीय अथवा प्रसाधन निर्मितियों सहित किसी वस्तु , जो ऐसे स्थान 
पर रखी हो , की जाँच, माप या तौल कर सकता है और स्प्रिट , भांग या स्प्रिट और या भांग युक्त किसी 
निर्मिति की कोई मात्रा अभिग्रहीत कर सकता है , जिसके संबंध में उसे यह विश्वास करने का कारण हो 

कि वह इन सामान्य शर्तों के विरुद्ध संचित या रखी गई है । 
( xiv ) आबकारी आयुक्त किसी भी समय आबकारी अधिनियम में दी गई व्यवस्था के अन्तर्गत अनुज्ञापन निरस्त 

कर सकते हैं , यदि उनकी संतुष्टि के अनुसार यह स्थापित हो जाता है कि अनुज्ञापित उत्पादक इकाई 
स्प्रिट / भांग का दुरुपयोग करने में संलिप्त है या उक्त के द्वारा अनुज्ञापन के संचालन में कोई अनियमितता 
बरती गई हो । 


738 


उत्तराखण्ड गजट , 01 दिसम्बर, 2018 ई ० ( अग्रहायण 10, 1940 शक सम्वत् ) 


[ भाग 1 


(xv ) अनुज्ञापी द्वारा संलग्न प्रारूप एफ0 एल0-44ए, 44 बी एवं 44 सी में सूचनाएँ जिला आबकारी अधिकारी को माह 

के प्रथम सप्ताह तक उपलब्ध करानी होगी । 


( vi ) अनुज्ञापी उक्त सामान्य शर्तों के अन्तर्गत निर्मित की गई औषधियों के परिवहन हेतु प्रारूप एफ 0 एल0-44ई 

का प्रयोग करेगा । 


(xvii ) अनुज्ञापन की शर्तों के पालन हेतु अनुज्ञापी को अपने आवेदन - पत्र के साथ ₹ 02 लाख की प्रतिभूति की 

धनराशि एफ 0 डी 0 आर0 / एन 0 एस0 सी 0 जो कि आबकारी आयुक्त, उत्तराखण्ड के नाम प्रतिश्रुत हो , जमा 
करनी होगी । 


( xviii) अनुज्ञापी को प्रारूप एफ 0एल0-44जी में एक बाण्ड राज्य सरकार के पक्ष में निष्पादित करना होगा । उक्त 

बाण्ड के मूल्यांकन की गणना इकाई को स्वीकृत स्प्रिट / भांग के वार्षिक कोटे तथा तत्समय उक्त में देय 
आबकारी अभिकर की दर के अनुसार की जायेगी । 


( xix) यदि इकाई अपने स्वीकृत स्प्रिट / भांग के वार्षिक कोटे को विस्तारित करना चाहती है तो इकाई को गत 

वर्षों में स्प्रिट / भांग के उपभोग व विक्रय का विवरण उपलब्ध कराना होगा तथा स्प्रिट / भांग के कोटे को 
विस्तारित किए जाने के सम्बन्ध में आवश्यकता, उपभोग औचित्य उपयोग सहित जिला आबकारी अधिकारी 
के माध्यम से आयुक्तालय को प्रेषित किया जाना होगा । 


(xx) प्रत्येक वर्ष अनुज्ञापन नवीनीकरण हेतु समस्त औपचारिकताएँ पूर्ण कर दिनांक 28 फरवरी से पूर्व सम्बन्धित 

जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत करवा सकेगा । 


( xxi ) इकाई में अलकोहल / भांग, प्रभारी आबकारी निरीक्षक की अभिरक्षा में रहेगा तथा इकाई की मांग व 

औपचारिकताएँ पूर्ण करने पर औषधि एवं सौन्दर्य प्रसाधन के निर्माण हेतु उक्त अल्कोहल / भांग को निर्गत 
किया जा सकेगा । अन्तिम उत्पाद के रूप में निर्मित औषधियाँ / सौन्दर्य प्रसाधन बन्धित गोदाम में संचित 
कर उक्त की निकासी का आवेदन प्रारूप एफ 0 एल0-44एफ में करेंगे । 


(xxii) निर्मित औषधि एवं सौन्दर्य प्रसाधन निम्न गुणवत्ता के हों अथवा निम्न गुणवत्ता के होने का सन्देह हो और 

यदि अनुज्ञापी चाहें तो उन्हें आबकारी आयुक्त की पूर्वानुमति से विनिष्ट या पुनर्प्रसंस्करण करा सकेगा । 
उक्त प्रक्रिया में छीजन का प्रतिशत् अनुमन्य छीजन के प्रतिशत् के अन्तर्गत ही रहेगा । 


(xxiii ) यदि कोई अनुज्ञापी उसको प्रदत्त एफ 0 एल0-43 अनुज्ञापन को सम्पहण करना चाहता है तो उसे लिखित 

रूप में उसकी सूचना प्रभारी आबकारी अधिकारी /जिला आबकारी अधिकारी के माध्यम से आबकारी आयुक्त 
को देनी होगी । उक्त परिसर में संचित समस्त स्प्रिट / भांग तथा उनके अन्तिम उत्पादों के आबकारी आयुक्त 
द्वारा दिए गए निर्देशानुसार निस्तारण पश्चात् अनुज्ञापन सम्पहृण की अनुमति दी जा सकेगी । 


( xxiv) इन शर्तों से उपजे अनुपूरक विषयों पर आबकारी आयुक्त द्वारा समय - समय पर लिखित अनुदेश निर्गत 

किए जायेंगे । 


(xxv ) उक्त अनुज्ञापन आबकारी अधिनियम , 1910 के अन्तर्गत निर्गत किया जा रहा है । अतः अधिनियम व 

तत्सम्बन्ध में प्रख्यापित नियम अनुज्ञापी पर बाध्यकारी होंगे । 


BTITOUG , 01 fe HEAR , 2018 FOTTERY 10 , 1940 19 107 ) 


T 1] 


739 


FORM FL -43 A 


Application for Uttarakhand License for Possession and use of rectified spirit, purified 
alcohol, hemp/Bhang and other excisable articles for industrial purpose like manufacture of 
Medicinal and Toilet preparations (Under The Uttarakhand License for the possession of 
Spirit, Denatured Spirit , Specially Denarured Spirit and Hemp (Amendment) rules, 2018) 


To , 
The Excise Commissioner, 
Uttarakhand 
Sir, 


* I/We............. 

..r /o ..... ... district....... 

am /are the 
authorised representative of 

........... which is engaged / intends to engage 
in manufacture of medicinal and /or toilet preparations containing alcohol (including self 
generated alcohol) and/or Hemp/ Bhang, as defined by Uttarakhand License for Possession 
and use of rectified spirit, purified alcohol, hemp/Bhang and other excisable articles for 
industrial purpose like manufacture of Medicinal and Toilet preparations (Under The 
Uttarakhand License for the possession of Spirit, Denatured Spirit, Specially Denarured Spirit 
and Hemp (Amendment) rules, 2018 ) as amended from timeto time. 
So you are requested to kindly grant license / renew the license enclosed herewith to possess 
spirit and/or Bhang in favour ofmy/our unit for the financial year ending on 31st. March 
20 .. 
1.: I/We hereby declare particulars ( in the table overleaf) of the manufactory and the 

premises where we manufacture and store / intend to manufacture and store the 
medicinal and toilet preparations containing alcohol/self generated alcohol or 

Hemp/ Bhang. 
.2 . I/We agree to abide by the terms and conditions of the license which may be granted 

and also by the orders and instructions issued from time to time by the Excise 

Commissioner under the said rules . 
3. I/We have deposited Rs. 30,000/- vide treasury challan no. 

dated ... 
4. I/We have already submitted the site and elevation plans of themanufactory building 

and also similar plans with relevant records. I/We shall furnish all other information 

and records as and when demanded . 
5. I/We hereby declare that no Uttarakhand excise license previously held by us has 

been revoked or suspended or has failed to renewed owing to a breach of the Act and 

lor rules governing the grant of such license . 
6. I/We declare that to the best of our knowledge and belief the information furnished 

herein is true and complete . 


Place: 


Signature of applicant. 


Date ..... 


740 


BarCUE TC, 01 feet, 2018 0 (31464 10 , 1940 % HET) 


(HT 1 


TABLE 


1 . 


Name and address of the Company, the names of the 
Directors 


2 . 


3 . 


4 . 


The amount of Capital proposed to be invested in the 
venture 
The name of the place and the site on which the 
building or buildings housing the manufactory is 
situated or to be furnished 
Note :- Relevant map and site plan etc. must be 
enclosed. The following particulars, to be furnished . 
(i) brief description (with boundaries) of the 

premises; 
( ii) description of each main division or sub 

division of the manufactory ; 
(iii) Spirit Store: 
(iv) Laboratory: 
(v ) Finished preparation Store : 
Tentative date from which the applicant desires to 
commence the manufacture of medicinal and toilet 
preparātions containing alcohol/self generated alcohol/ 
Hemp/Bhang 
The "maximum , quantity in pure alcohol content in 
liters of spirit and Hemp/Bhang in kg and its content 
in unfinished and finished preparations likely to 
remain had remained in the manufactory at any one 
time. 
The number and full description of tanks, vessel, and 
other permanent apparatus and machinery which the 
applicant wishes to set up or work , already set up 
(giving distinguishing letter or number or letter and 
number of each ). 
Details of licenses held by the applicant unit under 
Drugs and Cosmetics Act, 1940 
The list of approved preparations which are to be 
manufactured in the financial year ending 315 March 
20................ along with the total requirement of spirit 
and or Bhang on the basis of approved composition of 
the preparations. 


5 . 


6 . 


7 . 


8 . 


List of all preparations which the applicant proposes to manufacture in the financial year. 
ending 31st March 20....... and those manufactured during the previous financial year 20 ....... 

20 ........ , in the unit along with the total requirement of spirit /Hemp/Bhang in the financial 
year ending 31stMarch 20 ........ 


HTT 1] 

Name of 
Preparation 


BAGUS UTC , 01 HER , 2018 O (HTERY 10 , 1940 9 ° Ham ) 

741 
Quantity Quantity to Formula Average 

Total 
manufactured be according percentage requirement of 
in the manufactured to which 

of alcohol or 

spirit / 
previous in the 

the hemp/Bhang hemp/Bhang 
financial year financial year preparation in the 
20 ....... ending 31st 

is made preparation As per 
20 ...... March 20 ...... 

Col. 2 Col. 3 
2 

5 . 6 

7 


As per 


دیا 


742 


BERIGE TOT, 01 FER, 2018 go (314YUT 10, 1940 90 Yaa ) 


[ 271T 1 


FORM FL -43 
Uttarakhand License for Possession and use of rectified spirit , purified alcohol, 
hemp/Bhang and other excisable articles for industrial purpose like manufacture ofMedicinal 
and Toilet preparations (Under The Uttarakhand License for the possession of Spirit, 
Denatured Spirit, Specially Denarured Spirit and Hemp (Amendment) rules , 2018 ). 

(Delete the letters and words not applicable ) 
Shri/Sarvashri... 

.. / ............... 
... having undertaken to comply with the terms and conditions 
mentioned in the Uttarakhand License for Possession and use of rectified spirit , purified 
alcohol, hemp/Bhang and other excisable articles for industrial purpose like manufacture of 
Medicinal and Toilet preparations (Under The Uttarakhand License for the possession of 
Spirit, Denatured Spirit , Specially Denarured Spirit and Hemp ( Amendment) rules, 2018 ) and 
any orders issued thereunder is/are hereby authorised to possess spirit( including self 
generated alcohol) and /or Bhang for manufacture of medicinal and toilet preparations 
specified /approved overleaf during the financial year ending 3144March 20............in the 
premises of their manufacturing unit i.e ........ 
situated at 

as described in his /their application dated.. 
subject to the provisions of the said rules . 
2. The privilege conferred by this license extends only to the manufacture of preparations of 
standard pharmacopoeias of Allopathic , Ayurvedic (including self generated alcohol) 
Homoeopathic and Unani Systems of Medicine, proprietary types of medicine and all toilet 
preparations. 
3. The quantity ofspirit and Bhang in the licensee s possession shall not exceed .Bulk 
Litres of spirit and 

Kilograms ofHemp/Bhang anually . 
4. This license may be revoked or suspended or its renewalmay be refused if any declaration 
made or information given in the application is found false and any violation of U.P. Excise 
Act 1910 (Adaptated and Modified in Uttarakhand ). 


Excise Commissioner 

Uttarakhand 


Renewed for the year 13 April 20 ...... to 31stMarch 20......... 


Excise Commissioner 


Uttarakhand 


उत्तराखण्ड गजट , 01 दिसम्बर , 2018 ई ० (अग्रहायण 10, 1940 शक सम्वत् ) 


भाग 1 ] 


743 


List of approved Medicines and Toilet Preparations. 


1 . 


2 ........ 


3 .. 


4... 


5 ..... 


744 


: 


उत्तराखण्ड गजट , 01 दिसम्बर , 2018 ई ० ( अग्रहायण 10, 1940 शक सम्वत् ) [ भाग 1 
अनुज्ञापन एफ ० एल०-43 अनुज्ञापन निर्गत किये जाने हेतु वांछित औपचारिकतायें: 
1. इकाई द्वारा एफ ० एल०-43 अनुज्ञापन हेतु निर्धारित प्रपत्र एफ ०एल०-43 (ए) में 

आवेदन किया जायेगा । 
2. इकाई द्वारा देय लाईसेन्स फीस अनुज्ञापन के आवेदन के साथ जमा करानी होगी । 
3. यदि इकाई एक लिमिटेड कम्पनी है , तो उसका रजिस्ट्रार द्वारा प्रमाणित भेमोरेण्डम 

एण्ड आर्टिकल ऑफ एसोसियेशन होना आवश्यक है । 
4. इकाई ड्रग 

एण्ड कास्मेटिक एक्ट 1940 के अन्तर्गत प्रपत्र -25 व 
प्रपंत्र -28 / प्रपत्र -32 में ड्रग लाइसेंसिंग एण्ड कन्ट्रोलिंग अथोरिटी, उत्तराखण्ड द्वारा 

जारी अनुज्ञापन प्राप्त करना आवश्यक है । 
5. ड्रग लाइसेंसिंग एण्ड कन्ट्रोलिंग अथोरिटी, उत्तराखण्ड द्वारा अनुमोदित 

औषधियों / उत्पादों की सूची प्रस्तुत की जानी आवश्यक है । 
6. इकाई को जी ०एस० टी ० विभाग में पंजीकरण कराना आवश्यक है । 
7. इकाई को आयकर विभाग में पंजीकृत ( पैन कार्ड) होना आवश्यक है । 
8. इकाई को उद्योग विभाग में पंजीकृत होना आवश्यक है । 
9. इकाई का भवन निम्न प्रकार से होन चाहिए : 

6 इकाई में अल्कोहल / भांग औषधियों के लिये अलग. फिनिश्ड गुड स्टोर बनाना 
आवश्यक है । 
(ii) इकाई में प्रभारी आबकारी अधिकारी हेतु एक अलग से सुसज्जित कक्ष होना 

आवश्यक हैं । 
10. इकाई के नील पत्र की प्रति (जिला आबकारी अधिकारी / प्रभारी आबकारी निरीक्षक 

द्वारा सत्यापित) होना आवश्यक है । 
11. इकाई के विरूद्ध कोई वाद या संज्ञेय अपराध में लिप्त होने की कोई सूचना नहीं 

होनी चाहिए । इकाई की ओर से इनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा इस हेतु शपथ पत्र 

दिया जाना आवश्यक है 
12. इकाई में उत्पादित औषधियों का प्रयोग चिकित्सा के लिये किया जायेगा, इसका 

उल्लेख शपथ पत्र में किया जाना आवश्यक है । 
13. इकाई पर राजस्व का कोई बकाया नहीं है, इसका उल्लेख भी . शपथ पत्र में किया 

जाना आवश्यक है । 
14. इकाई द्वारा सिक्युरिटी की धनराशि भी जमा कराई जायेगी (एफ ० डी ० आर० / 

एन ० एस ० सी ० के रूप में जो कि आबकारी आयुक्त , उत्तराखण्ड के नाम Pledged 

होगी ) 
15. प्रस्तावित इकाई में कार्यरत कर्मचारियों की प्राविधिक योग्यता के सम्बन्ध में 

जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी । 
16. इकाई का प्रस्तावित प्लान्ट व मशीनरी का लाईन डाईग्राम व इन्जीनियरिंग 

स्पेसीफिकेशन उपलब्ध कराया जायेगा । 
17. इकाई को अग्निशमन कार्यालय से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा । 
18. इकाई द्वारा उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड का अनापत्ति 

प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जायेगा । 


. 


... 


745 


उत्तराखण्ड गजट, 01 दिसम्बर, 2018 ई० ( अग्रहायण 10, 1940 शक सम्वत्) 
भाग 1 ] 

अनुज्ञापन एफ ० एल०-43 अनुज्ञापन का नवीनीकरण किये जाने हेतु वांछित औचारिकतायें: 
1. क्या इकाई स्वीकृत परिसर में कार्यरत है । उसके नील पत्र में कोई परिवर्तन / परिवर्धन 

तो नहीं हुआ है । 
2. क्या उत्पाद का निर्माण अनुमोदित सूत्र के अनुसार तथा प्रभारी आबकारी निरीक्षक की 

उपस्थिति में ही हुआ है । 
3. इकाई के विरूद्ध एल्कोहल के दुरूपयोग या नियमों के उल्लंघन का कोई मामला 
प्रकाश में आया है तो उसके सम्बन्ध में विस्तृत आख्या आयुक्तालय को उपलब्ध 

करायी जायेगी । 
4. अनुज्ञापन के नवीनीकरण की आख्या प्रभारी आबकारी अधिकारी द्वारा जिला आबकारी 

अधिकारी के माध्यम से इकाई में अल्कोहल की प्राप्ति , . उपभोग व निर्मित 
औषधियो / उत्पाद के विक्रय की सूचना के साथ उपरोक्त समस्त अभिलेख भी उपलब्ध 
कराये जायेंगें । 
5. नवीनीकरण की संस्तुति जिला आबकारी अधिकारी के माध्यम से आयुक्तालय को प्रेषित 

की जायेगी । 
6. विगत वर्ष में इकाई द्वारा उठाई गई. एल्कोहल की मात्रा का विवरण उपलब्ध कराया 

जायेगा । 


746 


FormFL44-A RegisteroftransactioninthespiritstoreofManufactory 

(Inthecaseofhemp/Bhangonlyquantityneedbenoted) 


Balance 


OpeningBalace 


Received 


TotalQuantity 


Tranferedtomanufactory 

Unit 14151617 18 


5 


6 


4 


T 


1. 


8 


9 


10 


11 


12 


19 


13 


20 


21 


Monthanddate 


Quantity 


Purity 


ContentsofPurealcohol 


Whence 


IndentNumber 


PermitNumber 


Quantity 


Purity 


ContentsofPurealcohol 


Quantity 


Purity 


ContentsofPurealcohol 


ApplicationNumber 


Quantity 


·Purity 


ContentsofPurealcohol 


WastageContentsofPure 

alcoholInlitres 


Quantity 


Purity 


ContentsofPurealcohol 


BRIGE TUE, 01 few , 2018 0 (3UYU 10 , 1940 91 HC) 


Dated: 


SignatureofLicenseeorhisauthorizedagent 


Signature 
Officer-in-charge 


[ TT 1 


747 


FormFL44-BRegisterofoperationsinmanufactory 

(Inthecaseofhemp/Bhangonlyquantityneedbenoted) 


Quantityreceivedfromspiritstore 

(Alcohol/hemp/Bhang) 


QuantityexpendedAlcohol/Hemp/Bhang 


Preparationsmanufactured 


Month and date 


BIROUE TEC, 01 female, 2018 0 (314PT 10 , 1940 19 999 ) 


Bulk 


Contents of 
Pure alcohol 


Strength 


hemp/ Bhang . 


Bulk 


Contents of 
Pure alcohol 


Strength 


hemp/Bhang 


Wastage (% ) during 

preparation 


Batch No. 


Quantity 


Name 


Strength in 
Alcohol 


1 


2 


.3 


4 


5 


9 


10 


11 


12 


13 


14 


Dated: 


SignatureofLicenseeorhisauthorizedagent 


SignatureOfficer-in-charge 


1] 


748 


BAGUE JUC, 01 favor, 2018 ļo (31TETYT 10, 1940 FT HFT) 


[ HIT 1 


Form FL -44 C 
Return of transactions of business at the manufactory of Shri /Sarvashri 

at 
during the month of ( To be submitted by the licensee by the first week of every month ) 
S.N. 

Alcohol (Pure ) Hemp/Bhang Remarks 
1. 

Opening Balance 
2 . Receipt from distillery/warehouse 
3 . Total stock 
4 . Wastage in transit 
5 . Issue for manufacture of 

preparations 
6 . 

Quantity remaining in unfinished 

preparations at the end ofmonth 
7 . 

Quantity remaining in finished 

preparations at the end ofmonth 
8 . Balance in stock at the end of month 
9 . Wastage in manufacture with brief 

reasons in remarks col 
10 . (a ) . No.of batches Manufacutred 

( b ) No.of batches in unfinished 

condition at the end of the month 


Particulars of manufactured preparations: 


M 


1 


2 


3 


5 


6 


7 


8 


9 


I/Wedeclare that the particulars in this statement have been correctly stated . 


Dated : 


Signature ofLicensee or 
his authorized agent 


Signature 
Officer-in -charge 


BTQUE TOTE , 01 fHF ?, 2018 Šo (34ETYUT 10, 1940 915 797 ) 


HTT 1] 


749 


Form FL -44 D 
Requisition for issue of alcohol /hemp/Bhang from the store of Shri/Sarvashri 
Requisition No.......... 


To 


The Officer - in - Charge 
Sir , 
Please issue ....... litres / kilograms of alcohol/hemp/Bhang for themanufacture of the 
following preparation : 
Month alcohol/ Strength Contents Kind of Name of Quantity Remarks 
and hemp/Bhang 

of Pure Preparation Preparation 
date required 

alcohol 
Quantity 
2 

3 4 5 6 7 

8 


1 


Dated : 


Signature of Licensee or 

his authorized agent. 


Signature 
Officer- in - charge 


-- 


750 


BIRTUE TGC, 01 fHR, 2018 0 (31TERY " 10 , 1940 19 ) 


[ATT 1 


Form FL - 44 E 
Transport permit for intra- State / inter-state movement of drugs under The Uttarakhand 
License for Possession and use of rectified spirit, purified alcohol, hemp/Bhang and other 
excisable articles for industrial purpose like manufacture of Medicinal and Toilet 
preparations (Under Uttarakhand License for the possession of Spirit, Denatured Spirit, 
Specially Denarured Spirit and Hemp (Amendment) rules,2018 ). 
Permit is granted Shri/Sarvashri... 

( here enter name of 
consignee) to transport from .... 

(here enter the place of dispatch ) 
to .. 

(here enter the place of dispatch ) the 
goods.. 

as specified below : 
(Here state description and weight or quantity of each kind of goods) 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


9 


This pass must be used within 90 days from the date of its issue. The bulk of the consignment 
shall not be broken in transit . 


Place ... 
Date ... 


Signature 
Officer - in -charge 


HIIT 1] 


BRIQUE MC, 01 fevralp , 2018 ļo ( TTT 10, 1940 919, 797 ) 


751 


Form FL - 44 F 
Application for removal of goods from warehouse 
To 
The Officer-in -Charge 
Sir , 
Please allow to remove below goods from the warehouse 


Numberanddateof entryintheregister 

ofwarehouse 


BatchNo. 


Nameof preparation 


Bulkquantity 


Alcoholinlitres 


hemp/Bhang(kg) 


2 


3 


4 


OT 


6 


7 


8 


10 


11 


12 


I/Wehereby declare the particulars given above to be true. 


Place 
Date ...... 


Signature of the licensee or his authorized agent. 


Signature 
Officer-in - charge 


752 


BRIGOS TUE, 01 f Hex, 2018 0 ( 

364" 10 , 1940 9Ⓡ 726 ) 


( 1741 1 


Form FL - 44 G 
Bond for the storage and use of of rectified spirit , purified alcohol, hemp/Bhang and other 

excisable articles for industrial purpose likemanufacture ofMedicinal and Toilet 
preparations (Under The Uttarakhand License for the possession of Spirit, Denatured Spirit , 

Specially Denarured Spirit and Hemp ( Amendment) rules, 2018) under F.L.43 licence. 


KNOW ALL MEN by these present that we 

of 
are held and firmly bound jointly and severally up to the Government 
of Uttarakhand (hereinafter called the Governor which expression includes his successors in 
office or assigns) in the sum of Rs. 

(Rs..... ............. ) to 
be paid to the Governor. We bind ourselves, our heirs , executors , administrators and 
representatives jointly and every two or more of us bind ourselves, our heirs, executors, 
administrators and representative jointly and each of us bind himself, his heirs, executors, 
administrators and representatives severally firmly by the presents. 
Dated this 

day of ..............20 .Whereas the above bounded 
(hereinafter called the manufactures) have been permitted as form the date of 
execution of this bond to store and use at 

..in the district of 

..for the 
purpose of making 

rectified spirit, purified alcohol, hemp/Bhang and other. 
excisable articles upon and subject to the following conditions : 
1. The total quantity of the spirit/Hemp/ Bhang stored on the premises of themanufacturers at 
the place aforesaid shall not exceed in year ........ ..... bulk litres/Kg. 
2. The spirit/Hemp/Bhang shall be used solely, for the manufacture of 

(and 
shall not be sold in any quantity whatsoever) 
3. None of the spirit/bhang shall be removed from the premises of the manufactures without 
the sanction of the Excise Commissioner. 
4. The manufacturers shall comply with the direction of the Excise Commissioner as to the 
manner in which the spirit/bhang shall be stored . 
5. Spirit/Hemp/Bhang is used only for manufacturing of medicines and toilet preparations as 
approved by Drug Licensing and Controlling Authority, Uttarakhand . 
6. Duly authorized Excise Officers shall be allowed to enter and inspect the manufacturer s 
premises. 
7. The manufacturers will perform and observe all the conditions specified in licence No. 
dated 

granted to them for the purposes aforesaid and shall forfeit 
such licence on the breach of any of the condition therein or herein before contained . 


-- 


- 


भाग 1 ] 


उत्तराखण्ड गजट , 01 दिसम्बर, 2018 ई ० ( अग्रहायण 10 , 1940 शक सम्वत् ) 


753 


8. The conditions in the said license and the conditions contained shall be binding on the heirs and legal 
representatives of each and all of themanufacturers as long as the said licence is not revoked . 

Now the condition of this bond or obligation is such that if the manufacturers shall perform , observe 
and fulfill and the conditions hereinbefore contained then the above -written bond or obligation shall be void , 
but otherwise it shall remain in full force and effect. 

in witness of our acceptance of the obligation contained in theabove -written bond and ofour acceptance 
of the conditions herein before mentioned . We the manufacturers have here up to set our 
hands this ......... ..day of... 

.20 


Signed sealed and delivered 
Dated the 

........ 20 


Witnesses : 


1 . 


2 . 


Excise Commissioner, 

Uttarakhand . 
आबकारी अनुभाग 

अधिसूचना 

30 अगस्त, 2018 ई ० 
संख्या 861 / XXIII / 2018 / 12(16) / 2012- राज्य सरकार , संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 ( सं 0 io 
अधिनियम संख्या 4, 1910 ) ( अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) की धारा -40 के द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते 
हुए, “ उत्तर प्रदेश विकृत स्प्रिट तथा विशिष्टतया विकृत स्प्रिट को कब्जे में रखने के लिए लाइसेन्स नियमावली, 1976 " 
( उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त ) में संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं : 
उत्तराखण्ड विकृत स्प्रिट तथा विशिष्टतया विकृत स्प्रिट एवं भांग को कब्जे में रखने के लिए 

लाइसेन्स ( संशोधन) नियमावली, 2018 


संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 


नियम 1 का संशोधन 


1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड विकृत स्प्रिट तथा 

विशिष्टतया विकृत स्प्रिट एवं भांग को कब्जे में रखने के लिए 

लाइसेन्स (संशोधन ) नियमावली, 2018 है । 
( 2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी । 
उत्तर प्रदेश विकृत स्प्रिट तथा विशिष्टतया विकृत स्प्रिट को कब्जे में रखने 
के लिए लाइसेन्स नियमावली, 1976 (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त ), जिसे आगे 
मूल नियमावली कहा गया है, के मूल नियम -1 के उपनियम (1 ) में नीचे 
स्तम्भ -1 में दिये गये वर्तमान नियम के स्थान पर स्तम्भ -2 में दिया गया 
नियम रख दिया जायेगा, अर्थात् 


2 . 


स्तम्भ -1 

स्तम्भ -2 
वर्तमान नियम 

एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम 
(1 ) यह नियमावली, उत्तर प्रदेश विकृत स्प्रिट तथा (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड स्प्रिट , 

विशिष्टतया विकृत स्प्रिट को कब्जे में रखने के विकृत स्प्रिट, विशिष्टतया विकृत स्प्रिट एवं भांग 
लिए लाइसेन्स नियमावली, 1976 कहलायेगी । 

को कब्जे में रखने के लिए लाइसेन्स (संशोधन ) 
नियमावली, 2018 है । 


754 


उत्तराखण्ड गजट, 01 दिसम्बर, 2018 ई ० ( अग्रहायण 10, 1940 शक सम्वत् ) 

[ भाग 1 
नियम 5 का संशोधन 3. मूल नियमावली के नियम 5 के उपनियम (3) के पश्चात् नया उपनियम ( 4) 

निम्नवत् अंतःस्थापित कर दिया जाएगा, अर्थात् 
5 (4 ) शोधित आसव, शुद्ध मद्यसार , भांग एवं अन्य आबकारी शुल्क योग्य सामग्री को औद्योगिक प्रयोजन जैसे औषधि 

एवं सौन्दर्य प्रसाधन के निर्माण हेतु कब्जे में रखने एवं प्रयोग हेतु एक वर्ष अथवा वर्ष के भाग के लिए अनुज्ञापन 
प्रपत्र 43 में स्वीकृत किया जा सकेगा । जिसका अनुज्ञापन शुल्क वर्ष एवं वर्ष के भाग लिए ₹ 30,000.00 
( रु 0 तीस हजार) होगा । आबकारी शुल्क योग्य सामग्री के दुरूपयोग को रोकने तथा सामग्री के विनियमन हेतु 
अनुज्ञापन प्रपत्र एवं अनुज्ञापन की शर्ते आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित की जायेंगी । 


राज्यपाल के आदेश से , 
डा ० रणबीर सिंह, 
अपर मुख्य सचिव । 


डॉ ० वी ० षणमुगम, 
आबकारी आयुक्त, 
उत्तराखण्ड । 


2 . 


ग्राम्य विकास अनुभाग -1 

कार्यालय - ज्ञाप 

24 सितम्बर, 2018 ई ० 
संख्या 763 / XI / 18 / 53(22 )2005- उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार द्वारा चयनित / संस्तुत अभ्यर्थियों 
को खण्ड विकास अधिकारी के पद वेतनमान ₹ 15,600-39,100 , ग्रेड पे ₹ 5,400 ( सातवे वेतन आयोग के अनुसार 
वेतनमान ₹ 56,100-1,77,500 , लेवल -10) पर नियुक्ति / विज्ञप्ति संख्या 22 / XI / 18 , दिनांक 09 जनवरी, 2018 के द्वारा 
नियुक्ति प्रदान करते हुए, योगदान / कार्यभार ग्रहण किए जाने हेतु निर्देशित किया गया था । उक्त आदेश के अनुपालन 
में श्री मुकुल नौटियाल, श्री हेमन्त कोटियाल, श्री अभिषेक ह्यांकी, सुश्री जय प्रिया आर्य, श्रीमती रीना, सुश्री प्रतिमा सिंह, 
श्री अंकित चन्याल एवं सुश्री नीतू शाह द्वारा अपनी योगदान / कार्यभार ग्रहण नहीं किए जाने के फलस्वरूप शासन के 
पत्र दिनांक 23 फरवरी, 2018 द्वारा सम्बन्धित अभ्यर्थियों को कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या 2607 / XXX ( I) 2005, दिनांक 
26 अगस्त, 2005 में दिए गए प्राविधानों से अवगत कराते हुए योगदान / कार्यभार ग्रहण करने हेतु पुनः निर्देशित किया गया । 

शासन के उक्त निर्देशों के उपरान्त भी सम्बन्धित अभ्यर्थियों द्वारा योगदान / कार्यभार ग्रहण न करने के कारण 
पुनः पत्र संख्या 468 / XI / 18 , दिनांक 05 जून, 2018 के माध्यम से अन्तिम अवसर प्रदान करते हुए, एक सप्ताह 
के अन्दर योगदान / कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित किया गया तथा अवगत कराया गया कि निर्धारित अवधि 
के अन्दर कार्यभार / योगदान नहीं किया जाता है तो उनके अभ्यर्थन को निरस्त कर दिया जायेगा । 
स्पष्ट करना है कि कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या 2607 / XXX(II )2005, दिनांक 26 अगस्त, 2005 के माध्यम 
से लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगितात्मक परीक्षाओं तथा अन्य चयनों के आधार पर चयनित 
अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान किए जाने के सम्बन्ध में प्राविधान दिए गए हैं जिसके बिन्दु संख्या -3 में प्राविधान 
है कि “ सम्बन्धित विभाग द्वारा संस्तुतियाँ / आवंटन प्राप्त होने के एक माह के अन्दर नियुक्ति आदेश जारी किया 
जाना सुनिश्चित किया जाए तथा अभ्यर्थी को प्रथमतः कार्यभार ग्रहण करने हेतु अधिकतम एक माह का समय 
प्रदान किया जायेगा, जिसे अपरिहार्य परिस्थितियों में एक माह तक और बढ़ाने पर विचार किया जा सकता है । 
उक्त शासनादेश के बिन्दु संख्या -4 में यह भी प्राविधान है कि निर्धारित अवधि में कार्यभार ग्रहण न करने वाले 
अभ्यर्थियों के अभ्यर्थन निरस्त करते हुए, घटित रिक्तियों को आगामी चयन वर्ष हेतु अग्रेनीत कर दिया जाए । 

शासन के उपरोक्त आदेशों के उपरान्त 08 माह तक भी उपरोक्त सम्बन्धित कार्मिकों द्वारा अपना 
योगदान / कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है । अतः कार्मिक विभाग के उक्त समसंख्यक शासनादेश दिनांक 26 अगस्त, 2005 
में दी गई व्यवस्था के आलोक में नियुक्ति आदेश दिनांक 09 जनवरी , 2018 के माध्यम से श्री मुकुल नौटियाल , 
श्री हेमन्त कोटियाल, श्री अभिषेक ह्यांकी, सुश्री जय प्रिया आर्य, श्रीमती रीना, सुश्री प्रतिमा सिंह, श्री अंकित चन्याल 
एवं सुश्री नीतू शाह की खण्ड विकास अधिकारी पद पर की गई नियुक्ति को एतद्द्वारा निरस्त करते हुए, सम्बन्धित 
रिक्तियों को आगामी चयन -वर्ष हेतु अग्रेनीत किया जाता है । 

मनीषा पंवार , 


3 . 


प्रमुख सचिव । 


भाग 1 ]] 


उत्तराखण्ड गजट , 01 दिसम्बर, 2018 ई ० ( अग्रहायण 10, 1940 शक सम्वत् ) 


755 


गृह अनुभाग -7 
अधिसूचना 
प्रकीर्ण 


19 नवम्बर , 2018 ई ० 


2007 


संख्या 1211 / XX -7-2018-01( 63) 2016- श्री राज्यपाल महोदय , उत्तराखण्ड पुलिस अधिनियम , 
( अधिनियम संख्या 1, सन् 2008 ) की धारा 87 की उपधारा (1) सपठित धारा -3 के अधीन प्रदत्त शक्तियों और इस निमित्त 
अन्य समस्त समर्थकारी शक्तियों का प्रयोग करके और इस निमित्त जारी किए गए समस्त विद्यमान नियमों का अधिक्रमण 
करते हुए, उत्तराखण्ड पुलिस के आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी (नागरिक पुलिस, अभिसूचना एवं सशस्त्र पुलिस ) के चयन , 
प्रोन्नति इत्यादि हेतु निम्नलिखित सेवा नियमावली बनाते हैं : 
उत्तराखण्ड पुलिस आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी (नागरिक पुलिस, अभिसूचना एवं सशस्त्र पुलिस ) 

सेवा नियमावली, 


2018 


भाग -1 


सामान्य 


संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 


1. (1 ) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड पुलिस आरक्षी तथा मुख्य 

आरक्षी ( नागरिक पुलिस, अभिसूचना एवं सशस्त्र पुलिस) सेवा 
नियमावली, 2018 होगा । 


( 2) यह राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी । 


सेवा की प्रास्थिति 


2 . 


उत्तराखण्ड पुलिस आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी सेवा ऐसी सेवा है , जिसमें 
समूह “ ग ” के पद समाविष्ट हैं । 


परिभाषाएँ 


3 . 


जब तक विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो , इस नियमावली में : 


( क ) " अधिनियम से समय - समय पर यथासंशोधित उत्तराखण्ड लोक सेवा 

(अनुसूचित जातियों , अनुसूचित जन - जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों 
के लिए आरक्षण) अधिनियम, (उत्तराखण्ड अनुकूलन एवं उपान्तरण 

आदेश) 2002 अभिप्रेत है , 
( ख ) “नियुक्ति प्राधिकारी से पुलिस अधीक्षक अभिप्रेत है , 
( ग ) " भारत का नागरिक ऐसे व्यक्ति अभिप्रेत है , जो संविधान के 

भाग - दो के अधीन भारत का नागरिक हो या समझा जाये , 


( घ ) “ संविधान से भारत का संविधान अभिप्रेत है , 


सरकार से उत्तराखण्ड की राज्य सरकार अभिप्रेत है , 


( च ) 


" राज्यपाल से उत्तराखण्ड के राज्यपाल अभिप्रेत है , 


( छ) “विभागाध्यक्ष से पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड अभिप्रेत है । 


भाग 1 


756 


उत्तराखण्ड गजट , 01 दिसम्बर , 2018 ई ० ( अग्रहायण 10, 1940 शक सम्वत्) 


( ज ) " सेवा का सदस्य " से इस नियमावली या इस नियमावली के 

प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त आदेशों के अधीन सेवा के संवर्ग 
में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत 

है, 
( झ ) " नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों " से अधिनियम की 

अनुसूची - एक में विनिर्दिष्ट नागरिकों के पिछड़े वर्ग अभिप्रेत 


सेवा का संवर्ग 


( ञ) "पुलिस मुख्यालय " से पुलिस महानिदेशक, कार्यालय 

उत्तराखण्ड, देहरादून अभिप्रेत है , 
( ट) “ सेवा " से उत्तराखण्ड पुलिस आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी सेवा 

अभिप्रेत है , 
( ढ ) " चयन समिति " से सेवा के पद पर नियुक्ति / पदोन्नति हेतु 

अभ्यर्थियों के चयन के लिए पुलिस मुख्यालय द्वारा गठित चयन 

समिति अभिप्रेत है, 
(ठ ) "भर्ती का वर्ष " से किसी कैलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई से 
प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि 

भप्रेत है । 
( ड ) " चयन आयोग " से उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग 

अभिप्रेत है । 

भाग - 2 - संवर्ग 
4. (1 ) सेवा में सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की 

संख्या उतनी होगी, जितनी सरकार द्वारा समय - समय पर 
अवधारित की 

जाय । 
( 2 ) सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की 

संख्या परिशिष्ट -1 में दी गई है, जब तक कि उपनियम (1) के 
अधीन उसे परिवर्तित करने वाला आदेश पारित न हो 

परन्तु यह कि : 
( एक ) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे हुये छोड़ 

सकते हैं अथवा राज्यपाल उसे इस प्रकार प्रास्थगित रख सकते 

हैं जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार नहीं होगा, 
( दो ) राज्यपाल समय - समय ऐसे अतिरिक्त स्थाई या अस्थाई पदों का 

सृजन कर सकते हैं , जिन्हें वह उचित समझें । 
भाग - 3 - भर्ती 


भर्ती का स्रोत 


5 . 


सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से 

की जायेगी: 
(1) आरक्षी - आरक्षी के शत् प्रतिशत पदों को सीधी भर्ती द्वारा भरा 

जायेगा । 
(2 ) मुख्य आरक्षी- (1) मुख्य आरक्षी के 50 प्रतिशत पदों पर भर्ती 

आरक्षी जिनकी चयन वर्ष के प्रथम दिवस को 45 वर्ष से अधिक 
की आयु न हुई हो तथा जिनकी पुलिस विभाग मे मौलिक 
नियुक्ति की तिथि से कम से कम 05 वर्ष की सेवा 


भाग 1 ] 


उत्तराखण्ड गजट, 01 दिसम्बर, 2018 ई ० (अग्रहायण 10, 1940 शक सम्वत् ) 


757 


आरक्षण 


6 . 


अर्हताएं 


7 . 


पूर्ण हो चुकी हो, के मध्य आयोजित विभागीय परीक्षा / प्रान्तीय 
योग्यता परीक्षा के माध्यम से । 
( 2) 50 प्रतिशत ऐसे आरक्षियों में से जिन्होंने चयन वर्ष की 
प्रथम तिथि को इस रूप में 05 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो , 
अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर । 
उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, जनजातियों, अन्य 
पिछडा वर्ग तथा अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षण भर्ती 
के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा । 
भाग - 4 - अर्हताएं 
सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि 

अभ्यर्थी: 
( क ) भारत का नागरिक , हो । 
( ख ) अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि तक 

उत्तराखण्ड राज्य के किसी भी सेवायोजन कार्यालय में पंजीकृत 
होना अनिवार्य होगा । राजकीय सेवाओं में कार्यरत अभ्यर्थियों को 
अपने विभाग के सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त 
करना आवश्यक होगा । भूतपूर्व सैनिकों का पंजीकरण 
उत्तराखण्ड के किसी जिले के जिला सैनिक कल्याण एवं 
पुनर्वास कार्यालय में होना आवश्यक है तथा पंजीकरण कार्ड भी 
आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा । 
आरक्षी के पद पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी की अर्हता 
उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् रामनगर, नैनीताल द्वारा 
मान्य " इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण या उसके समकक्ष अर्हता 
होनी चाहिए । 
अधिमानी अर्हता:-- अन्य बातों के समान होने पर 
सीधी भर्ती के ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा जिसने: 

प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की 


शैक्षिक अर्हता 


8 . 


1 . 


हो , या 


2 . 


आयु 


9 . 


राष्ट्रीय कैडेट कोर का " बी " प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो । 
आरक्षी के पद पर भर्ती कि लिये यह आवश्यक है कि पुरूष 
अभ्यर्थी की दशा में अभ्यर्थी की आयु न्यूनतम 18 वर्ष तथा 
अधिकतम 22 वर्ष होगी । महिला अभ्यर्थी की दशा में अभ्यर्थी की 
आयु न्यूनतम 18 वर्ष तथा अधिकतम 25 वर्ष होगी । 

परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और 
ऐसी अन्य आरक्षण श्रेणियों के अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर 
आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी, जितनी. सम्बन्धित अधिनियम 
में और भर्ती के समय लागू सरकारी आदेशों में विनिर्दिष्ट की 
जाय । 

सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी का चरित्र 
ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिए 
सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके । नियुक्ति प्राधिकारी इस सम्बन्ध 
में अपना समाधान कर लेगा । 


चरित्र 


10 . 


758 


उत्तराखण्ड गजट , 01 दिसम्बर, 2018 ई ० ( अग्रहायण 10, 1940 शक सम्वत् ) 


[ भाग 1 


वैवाहिक प्रास्थिति 


११. 


टिप्पणी : - संघ सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा या किसी 
स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के 
स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत 
व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगें । नैतिक 
अधमता के किसी अपराध के लिये दोष सिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं 
होंगे । 
सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिये ऐसा पुरूष अभ्यर्थी पात्र न 
होगा, जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों या ऐसी महिला 
अभ्यर्थी पात्र न होगी, जिसके एक से अधिक जीवित पति हो , परन्तु 
सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है , 
यदि उसका समाधान हो जाये कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण 
विद्यमान हैं । 
किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जायेगा, 
जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा 
न हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से युक्त न हो , जिससे उसे 
अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना 
हो ! किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए अन्तिम रूप से अनुमोदित 
किये जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह चिकित्सा बोर्ड 
के परीक्षण में सफल हो जाय । 


शारीरिक स्वस्थता 


12. 


रिक्तियों का अवधारण 


13. 


चयन समिति 


14. 


भाग - 5 - भर्ती की प्रक्रिया 
सीधी भर्ती के लिए रिक्तियाँ, निम्नलिखित रीति से अधिसूचित की 

जायेगी- 
( एक ) व्यापक परिचालन वाले कम से कम 02 दैनिक समाचार पत्र में 

विज्ञापन जारी करके 
( दो ) कार्यालय के सूचना -पट्ट पर नोटिस चस्पा करके या 

रेडियो / दूरदर्शन और अन्य रोजगार समाचार पत्रों के माध्यम से 
विज्ञापन द्वारा: 
( तील) रोजगार कार्यालय को रिक्तियां अधिसूचित करके । 

पुलिस मुख्यालय स्तर द्वारा भर्ती प्रक्रिया हेतु जनपदवार चयन समिति 
गठित की जायेगी । चयन समिति के अध्यक्ष / सदस्य निम्न पदाधिकारी । 

होंगे: 
( I) वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक स्तर का 01 अधिकारी 

अध्यक्ष 
(II) अपर पुलिस अधीक्षक / पुलिस उपाधीक्षक स्तर के 02 अधिकारी 

सदस्य । 
चयन समिति में अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के अधिकारी 
को सम्मिलित किया जायेगा । 

आरक्षियों के पदों पर सीर्धी भर्ती निम्नलिखित रीति से की जायेगी: 
( क ) आवेदन पत्र 
( एक ) अभ्यर्थी केवल एक जिले के लिए आवेदन पत्र भरेगा । एक से अधिक 

भर्ती केन्द्र पर आवेदन करने पर अभ्यर्थी के समस्त आवेदन पत्र 


सीधी भर्ती की प्रक्रिया 


15 . 


759 


भाग 1]] 


4 


उत्तराखण्ड गजट , 01 दिसम्बर, 2018 ई ० ( अग्रहायण 10, 1940 शक सम्वत् ) 

निरस्त कर दिये जायेगें । आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले 
प्रमाण पत्र फर्जी पाये जाने सम्बन्धित अभ्यर्थी के विरूव वैधानिक 

कार्यवाही की जायेगी । 
( दो) आवेदन पत्र के साथ एक पृथक बुकलेट संलग्न की जाएगी जिसमें 

शैक्षिक अर्हता, आयु और प्रत्येक श्रेणी के शारीरिक मानक परीक्षण , 
शारीरिक दक्षता परीक्षण , चिकित्सीय परीक्षण के लिए न्यूनतम अर्हता 
मानक , विषयवार . लिखित परीक्षा के लिए न्यूनतम अर्हता अंक , 

सम्बन्धित जानकारी होगी । 
( तीन). भर्ती हेतु निर्गत विज्ञप्ति में अभ्यर्थियों हेतु आवेदन पत्र भी प्रिन्ट 

कराया जायेगा एवं पूर्ण रूप से भरे हुए तथा समस्त संलग्नकों सहित 
आवेदन पत्र सम्बन्धित जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस .. 
अधीक्षक कार्यालय में आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि की 
सांय 5.00 बजे तक जमा करना होगा । आवेदन पत्र भर्ती केन्द्र के 
निर्धारित कार्यालय में कार्यालय दिवस में सीधे भी जमा किये जा 
सकते है । अपूर्ण आवेदन पत्रों को किसी भी दशा में स्वीकार नहीं 

किया जायेगा 
( चार) अभ्यर्थी के दो स्वप्रमाणिक फोटो समुचित स्थानों पर चिपकाये जायेगे । 
(पाँच) आवेदन - पत्र के साथ 11X4 इंच के दो लिफाफे , जिन पर पांच -पांच 

रूपया का डाक टिकट चस्पा हो , तथा आवेदक का अपना नाम व पत्र , 
व्यवहार का पता स्पष्ट अंकित हो एवं 02 नवीनतम एवं समरूप 
पासपोर्ट साईज की स्वप्रमाणिक रंगीन फोटो जिन्हें प्रवेश पत्र इत्यादि 
निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में उपयोग में लाया जायेगा, संलग्न करने 

आवश्यक होंगे । 
( छः ) भर्ती हेतु निर्गत विज्ञप्ति के साथ संलग्न आवेदन पत्र को A - 4 साईज 

के पेपर में अंकित कराकर एवं निर्धारित परीक्षा शुल्क ट्रेजरी चालान 
के माध्यम से राजकोषं में जमा कराकर भर्ती केन्द्र के कार्यालय में 

प्रस्तुत करना होगा । 
( सात ) प्रत्येक आवेदन पत्र में यथास्थिति आयु, दसवीं बारहवीं और 

स्नातक / स्नातकोत्तर के प्रमाण पत्र, होम गार्ड प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण 
पत्र और स्वतंत्रा संग्राम सेनानी आश्रित प्रमाण पत्र एवं अन्य आवश्यक 
प्रमाण पत्रों की अनुप्रमाणिक प्रतियां संलग्न होनी चाहिए । 
समुचित रूप से भरे गये पूर्ण आवेदन पत्रों को सम्बन्धित 
वरिष्ठ / पुलिस अधीक्षक कार्यालय (भर्ती केन्द्र) में जमा कराना । 
आवश्यक होगा । 

प्रवेश पत्र 
अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र / समस्त प्रमाण पत्रों का परीक्षण, 
प्रवेश पत्र जारी किये जाने के पूर्व किया जायेगा । यदि कोई प्रमाण 
पत्र आवेदन पत्र में प्रस्तुत किया दर्शाया गया हो , किन्तु उसमें संलग्न 
न पाया गया हो , तो अभ्यर्थी का आवेदन पत्र निरस्त किया जा सकता 
है । अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र सम्बन्धित भर्ती केन्द्र प्रभारी द्वारा जारी 
किये जायेंगे जिस जनपद / भर्ती केन्द्र में आवेदन पत्र जमा / प्रेषित 
किये गये हों । शारीरिक मानक परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा और 
चिकित्सा परीक्षा / लिखित परीक्षा का दिनांक और समय सहित , 
परीक्षा - कोड / नाम / पता और परीक्षा केन्द्र स्थल आदि का उल्लेख 
सम्बन्धित प्रवेश पत्रों में स्पष्ट रूप से किया जायेगा । भर्ती के सम्बन्ध 
में निर्धारित तिथियों के सम्बन्ध में अभ्यर्थियों को सूचना स्थानीय .. 


760 


उत्तराखण्ड गजट , 01 दिसम्बर , 2018 ई ० ( अग्रहायण 10, 1940 शक सम्वत् ) [भाग 1 

समाचार पत्रों के माध्यम से भी सम्बन्धित भर्ती केन्द्र प्रभारी द्वारा दी 
जा सकती है । ऐसे दस्तावेजों , जो अभ्यर्थियों द्वारा परीक्षा के लिए 
जाने हेतु अपेक्षित हों , को प्रवेश पत्रों में स्पष्ट रूप से इंगित किया 
जाएगा । प्रवेश पत्र परीक्षा प्रारम्भ होने से कम से कम एक सप्ताह 
पूर्व पहुँच जाने चाहिए । यदि प्रवेश पत्र परीक्षा प्रारम्भ होने के दिनांक 

एक सप्ताह पूर्व तक प्राप्त नहीं होता है तो अभ्यर्थी सम्बन्धित 

भर्ती केन्द्र से सम्पर्क कर सकते है । 
( ग ) शारीरिक मानक परीक्षा 

समस्त पात्र अभ्यर्थी, एक अर्हकारी प्रकृति की शारीरिक मानक परीक्षा 

में सम्मिलित होंगे , जिसकी प्रक्रिया परिशिष्ट -2 में दी गयी है । 
( घ ) शारीरिक दक्षता परीक्षा 

ऐसे अभ्यर्थी, जो नियम 15 (ग ) के अधीन शारीरिक मानक परीक्षा में 
सफल घोषित किये गये हो , की शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित 
होने की अपेक्षा की जायेगी, जिसकी प्रक्रिया परिशिष्ट -3 में दी गयी 


, 


(ड ) लिखित परीक्षा 

शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल घोषित अभ्यर्थियों से लिखित परीक्षा 
में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायेगी, जिसकी प्रक्रिया परिशिष्ट -4 

में दी गयी है । 
( च) अन्तिम चयन / मैरिट सूची 

शारीरिक दक्षता परीक्षा, लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की 
शारीरिक दक्षता परीक्षा एवं लिखित परीक्षा के अंकों के योग के आधार 
पर विद्यमान आरक्षण नियमों एवं वरिष्ठता निर्धारण हेतु निर्धारित 
नियमों के दृष्टिगत सम्बन्धित वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस 
अधीक्षकों (प्रभारी भर्ती केन्द्र) द्वारा जनपदवार अन्तिम मैरिट सूचियां 
तैयार की जायेंगी । अभ्यर्थियों के समान अंक होने पर जिस अभ्यर्थी 
की आयु अधिक होगी, उसे वरिष्ठता क्रम में रखा जायेगा । यदि दोनों 
अभ्यर्थियों की जन्म तिथि भी एक समान होती है तो ऐसी स्थिति में 
लिखित परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को वरिष्ठता 
प्रदान की जायेगी, लिखित परीक्षा में भी समान अंक होने पर शारीरिक 
दक्षता परीक्षा के अंक के आधार पर वरिष्ठता प्रदान की जायेगी । 
अन्तिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की सूची मोटिस बोर्ड पर चस्पा की 
जायेगी एवं पुलिस विभाग की वेबसाईट तथा स्थानीयः पत्रों में भी 
प्रकाशित की जायेगी । चयनित अभ्यर्थियों की कोई प्रतीक्षा सूची नहीं 

बनायी जायेगी । 
( छ) चिकित्सा / स्वास्थ्य परीक्षण 

लिखिल परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों का चिकित्सकीय परीक्षण 

होगा जो ऐसा होगा जैसा परिशिष्ट -05 में विहित है । 
16. अन्तिम रूप से चयन के उपरान्त चिकित्सीय परीक्षण में सफल 

अभ्यर्थियों को निर्धारित प्रारूप में एक नॉन ज्यूडीशियल स्टाम्प . 
पर पब्लिक नोटरी द्वारा सत्यापित शपथ - पत्र देना होगा । शपथपत्र का 
प्रारूप चयन समिति द्वारा स्वास्थ्य परीक्षा में अन्तिम रूप से चयनित 
अभ्यर्थियों को उपलब्ध कराया जायेगा । 
नियुक्ति पत्र जारी किये जाने के पूर्व चरित्र सत्यापन पूर्ण किया जाना 
आवश्यक होगा । अभ्यर्थियों के चरित्र और उनके आपराधिक अभिलेख 


शपथ पत्र 


पेपर 


चरित्र सत्यापन 


17. 


भाग 1 ] 


उत्तराखण्ड गजट , 01 दिसम्बर, 2018 ई ० ( अग्रहायण 10, 1940 शक सम्वत् ) 


761 


का सत्यापन, कराया जायेगा । यदि चरित्र सत्यापन में एंव अन्य किसी 
भी माध्यम से यह ज्ञात होता है कि अभ्यर्थी द्वारा शपथपत्र में ऐसे 
तथ्यों को छिपाया गया है जो उसे चयन प्रक्रिया से वाधित करते हों , 
तो न केवल अभ्यर्थी का चयन निरस्त कर दिया जायेगा, अपितु उसके 
विरूद्ध कानूनी कार्यवाही भी की जायेगी । 


बन्ध पत्र 


18. 


अन्तिम रूप से चिकित्सीय परीक्षण में सफल / चयनित अभ्यर्थियों से 
इस आशय का बन्ध पत्र लिया जायेगा कि वे प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की 
तिथि से 05 वर्ष तक यदि उनके द्वारा त्याग पत्र दिया जाता है अथवा 
उन्हें सेवा से हटाया जाता है अथवा अभ्यर्थी द्वारा विभाग छोडा जाता 
है तो नियमानुसार उनके प्रशिक्षण में व्यय धनराशि एंव प्रशिक्षण अवधि 
के दौरान उन्हें भुगतान किये गये वेतन की धनराशि का भुगतान उन्हें 
पुलिस विभाग को करना होगा । 


नियुक्ति आदेश 


19 . 


अन्तिम रूप से चिकित्सीय परीक्षण में सफल / चयनित अभ्यर्थियों को 
निर्धारित प्रारूप में नियुक्ति आदेश नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा निर्गत 
किया जायेगा । नियुक्ति आदेश का प्रारूप सम्बन्धित अधिकारियों को 
पुलिस मुख्यालय द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा । 


प्रशिक्षण 


20. 


परीक्षा शुल्क 


21. 


चयनित अभ्यर्थियों से ऐसा प्रशिक्षण प्राप्त करने की अपेक्षा की जायेगी 
जैसा कि राज्य सरकार या विभागाध्यक्ष द्वारा विहित किया जाय । 
तत्समय उत्तराखण्ड शासन 

की 
अन्य परीक्षाओं हेतु निर्धारित किये जाने वाले परीक्षा 
शुल्क के अनुसार परीक्षा शुल्क लिया जायेगा । 


परिवीक्षा 


22. (1) सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति को दो वर्ष की 

अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जायेगा । 
( 2) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से, जो अभिलिखित किये जाएंगे , 

अलग - अलग मामलों में परिवीक्षा अवधि को बढ़ा सकता है, जिसमें 
ऐसी दिनांक विनिर्दिष्ट की जाएगी, जब तक अवधि बढ़ाई जाय । 

परन्तु आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय परिवीक्षा अवधि एक 
वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं 
बढ़ायी जायेगी । 


(3 ) यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी 

भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि 
परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है. 
या संतोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है, तो उसे उसके 
मौलिक पद पर , यदि कोई हो, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और 
यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार न हो, तो उसकी सेवायें 
समाप्त की जा सकती हैं । 


762 


उत्तराखण्ड गजट , 01 दिसम्बर, 2018 ई ० ( अग्रहायण 10, 1940 शक सम्वत् ) 


[ भाग 1 


चयन समिति 


23. 


( 4) ऐसा परिवीक्षाधीन व्यक्ति, जिसे उपनियम (3) के अधीन प्रत्यावर्तित 

किया जाय या जिसकी सेवायें समाप्त की जायें किसी प्रतिकर का 

हकदार नहीं होगा । 
( 5) नियुक्ति प्राधिकारी, सेवा के संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर या 
किसी अन्य समकक्ष या उच्च पद पर स्थानापन्न या अस्थायी रूप में 
की गयी निरन्तर सेवा को परिवीक्षा अवधि की संगणना करने के 
प्रयोजनार्थ गिने जाने की अनुमति दे सकता है । 

भाग- 6- पदोन्नति प्रक्रिया 
पदोन्नति की प्रक्रिया पुलिस मुख्यालय स्तर से गठित की जाने वाले 
चयन समिति द्वारा किया जायेगा, चयन समिति के अध्यक्ष / सदस्य 

निम्न पदाधिकारी होंगे: 
(6) पुलिस उपमहानिरीक्षक / पुलिस अधीक्षक स्तर का 01 अधिकारी - 

अध्यक्ष 
(II) अपर पुलिस अधीक्षक / पुलिस उपाधीक्षक स्तर का 03 अधिकारी 

सदस्य 
चयन समिति में अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के अधिकारी 
को सम्मिलित किया जायेगा । समिति के सहायतार्थ समिति के अनुरोध 
पर अन्य अपेक्षित अधिकारी / कर्मचारी नियुक्त किये जा सकेंगे । 
मुख्य आरक्षी के पद पर नियुक्ति पात्र आरक्षियों में से पदोन्नति द्वारा 
निम्नलिखित रीति से की जाएगी: 
( क) पदोन्नति के लिये निर्धारित 50 प्रतिशत रिक्तियां विभागीय परीक्षा 
द्वारा भरी जाएंगी । केवल ऐसे आरक्षी, जिनकी आयु 45 वर्ष से अधिक 
न हुई हो, विभागीय परीक्षा में सम्मिलित होने के हकदार होंगे । 
( ख) पदोन्नति के लिए निर्धारित 50 प्रतिशत रिक्तियां अनुपयुक्त को 
छोड़ते हुये ज्येष्ठता के आधार पर चयन द्वारा भरी जाएंगी । 
विभागीय परीक्षा / प्रान्तीय योग्यता परीक्षा के माध्यम से मुख्य आरक्षी 
के पद पर नियुक्ति की विस्तृत प्रक्रिया ( मुख्य आरक्षी नागरिक पुलिस 
एवं अभिसूचना हेतु परिशिष्ट -6 एंव मुख्य आरक्षी सशस्त्र पुलिस हेतु 
परिशिष्ट -7 ) में और अनुपयुक्त को छोड़ते हुये ज्येष्ठता( नागरिक 
पुलिस एवं अभिसूचना एवं सशस्त्र पुलिस हेतु) के माध्यन से 
परिशिष्ट -8 में दी गयी है । 
( ग) पदोन्नति ( संवर्ग एवं रैंकर) प्राप्त मुख्य आरक्षियों को पदोन्नति प्राप्त 
होने के उपरान्त आंवटित संवर्ग में ही अग्रिम पदोन्नति अनुमन्य होगी । 


पदोन्नति की प्रक्रिया 


24. 


25. 


पदनामित किये जाने के 
सम्बन्ध में अन्य उपबन्ध 


ऐसे प्रशिक्षित मुख्य आरक्षी, जिन्होंने मौलिक पद ( आरक्षी के पद की 
सेवा को मिलाकर) के संदर्भ में 16 वर्ष की नियमित संतोषजनक सेवा 
पूर्ण कर ली है और जिन्हें उप निरीक्षक के पद के समकक्ष वेतनमान 
स्वीकृत हो चुका है को मुख्य आरक्षी (प्रोन्नत वेतनमान) का पदनाम 
दिया जायेगा । मुख्य आरक्षी (प्रोन्नत वेतनमान), सहायक उप 
निरीक्षक (एम) की भांति वर्दी धारण करेंगे एवं कार्यो का निर्धारण 
विभागाध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जायेगा । 


763 


भाग 1 


उत्तराखण्ड गजट , 01 दिसम्बर, 2018 ई ० ( अग्रहायण 10, 1940 शक सम्वत् ) 


स्थायीकरण 


26. 


ज्येष्ठता 


27. 


: 


भाग - 7 - स्थायीकरण, ज्येष्ठता, वेतन आदि 
नियम 22 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, किसी सम्बन्धित व्यक्ति ने 
परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा 
स्थायीकरण कर दिया जायेगा, यदि 
( क) उसने सफलतापूर्वक विहित प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया हो , 
( ख ) उसका कार्य और आचरण संतोषजनक बताया जाय , 
( ग) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाय , 
( क ) किंसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता 
समय - समय पर यथा संशोधित उत्तराखण्ड सरकारी सेवक ज्येष्ठता 
नियमावली, 2002 के अनुसार अवधारित की जायेगी । 

पदोन्नति प्रक्रिया के समय नागरिक पुलिस एवं अभिसूचना के 
कर्मियों की ज्येष्ठता सूची संवर्गवार तैयार की जायेगी । 
( ख) विभागीय चयन परीक्षा से चयनित मुख्य आरक्षी की ज्येष्ठता 
प्रवीणता सूची के आधार पर तैयार की जायेगी । 
( ग) एक ही चयन वर्ष में विभागीय चयन परीक्षा से नियुक्त मुख्य 
आरक्षी एवं ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नत मुख्य आरक्षी की ज्येष्ठता 
जहां तक हो सके दोनों स्रोतों के 

के लिये निहित कोटा के अनुसार 
चक्रानुक्रम (प्रथम स्थान ज्येष्ठता से पदोन्नत व्यक्ति का होगा) में 
निर्धारित किये जाने का प्राविधान भी किया जायेगा । 
( घ) मुख्य आरक्षी के पद पर पदोन्नति हेतु चयनित अभ्यर्थी की सेवा 

की गणना पी 0 टी 0 सी 0 प्रशिक्षण अवधि के प्रारम्भ से की जायेगी । 
(1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य 

वेतनमान, ऐसा होगा, जैसा सरकार द्वारा समय - समय पर अवधारित 

किया जाय । 
(2) आरक्षी के पद पर नियुक्त अभ्यर्थी को सरकार द्वारा निर्धारित वेतनमान 

प्रदान किया जाएगा । इस नियमावली के प्रारम्भ के समय वेतनमान 

निम्नानुसार दिए गए हैं : 
( क ) मुख्य आरक्षी तथा आरक्षी (नागरिक पुलिस एवं अभिसूचना ) 
पदनाम 

वेतनमान 
मुख्य आरक्षी नागरिक पुलिस रू 0 25500-81100 एवं 

वेतन मैट्रिक्स लेवल-4 
मुख्य आरक्षी नागरिक पुलिस रू 0 25500-81100 एवं 
( महिला) 

वेतन मैट्रिक्स लेवल-4 
मुख्य आरक्षी अभिसूचना 

रू 0 25500--81100 एवं 

वेतन मैट्रिक्स लेवल -4 
आरक्षी नागरिक पुलिस ( पुरूष ) रू 0 21700-69100 एवं 

वेतन मैट्रिक्स लेवल -3 
| आरक्षी, नागरिक पुलिस(महिला) रु 0 21700-69100 एवं 

वेतन मैट्रिक्स लेवल -3 
आरक्षी अभिसूचना 

रू 0 21700-69100 एवं 
वेतन मैट्रिक्स लेवल-3 


वेतनमान 


28. 


764 


उत्तराखण्ड गजट, 01 दिसम्बर, 2018 ई ० ( अग्रहायण 10, 1940 शक सम्वत् ) 


[ भाग 1 


( ख ) मुख्य आरक्षी तथा आरक्षी ( सशस्त्र पुलिस ) 
पदनाम 

वेतनमान 
मुख्य 

आरक्षी सशस्त्र रू 0 25500-81100 एवं 
पुलिस( यातायात, बीडीएस, जल वेतन मैट्रिक्स लेवल -4 
पुलिस आदि) 
आरक्षी 

सशस्त्र पुलिस रू 0 21700-69100 एवं 
( यातायात, बीडीएस, जल वेतन मैट्रिक्स लेवल-3 
पुलिस आदि) 


भाग - 8 - अन्य उपबन्ध 


पक्ष समर्थन 


29 . 


किसी पद पर या सेवा में लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिशों 
से भिन्न किन्हीं सिफारिशों पर चाहे लिखित हों या मौखिक विचार 
नहीं किया जायेगा । किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के 
लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास 
उसे नियुक्ति के लिए अनर्ह कर देगा । 


अन्य विषयों का विनियमन 


30. 


ऐसे विषयों के सम्बन्ध में जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या 
विशेष आदेशों के अंतर्गत न आते हों, सेवा में नियुक्त व्यक्ति राज्य के 
कार्यकलापों के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया , 
लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा शासित होगें । 


सेवाकाल के दौरान 
वार्षिक स्वास्थ्य परीक्षण 


31. 


प्रत्येक आरक्षी एवं मुख्य आरक्षी का स्वास्थ्य परीक्षण शासन द्वारा 
निर्गत शासनादेश के अनुसार कराया जाना अनिवार्य होगा । स्वास्थ्य 
परीक्षण मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा सुसंगत नियमों के अनुसार किया 
जायेगा 


- 


सेवा की शतों में शिथिलता 


32. 


जहां राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि सेवा में नियुक्त 
व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने किसी नियम के 
प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में असम्यक कठिनाई होती है, वहां बह. 
उस मामले में लागू नियमों में से किसी बात के होते हुए भी, आदेश 
द्वारा उस नियम की अपेक्षाओं को उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के 
अधीन रहते हुए, जिन्हें वह मामले में न्यायसंगत और साम्यपूर्ण रीति से 
कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझे, अभिमुक्त या शिथिल कर 
सकेगी । 


व्यावृत्ति 


33 . 


इस नियमावली में किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य 
रियायतों पर नहीं पड़ेगा , जिनका इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा 
समय - समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित 
जातियों, अनुसूचित जनजातियों , अन्य पिछड़े वर्गो और अन्य विशेष 
श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध किया जाना अपेक्षित हो । 


765 


पदनाम 


1 . 


966 


भाग 1 ] उत्तराखण्ड गजट, 01 दिसम्बर, 2018 ई ० ( अग्रहायण 10, 1940 शक सम्वत् ) 

परिशिष्ट -1 

नियम -4 देखें 
( क ) मुख्य आरक्षी तथा आरक्षी ( नागरिक पुलिस एवं अभिसूचना ) : 
क्र ० सं ० 

स्वीकृत नियतन 
मुख्य आरक्षी, नागरिक पुलिस ( पुरुष) 
मुख्य आरक्षी, नागरिक पुलिस (महिला ) 
मुख्य आरक्षी, अभिसूचना 

योग 

1362 
आरक्षी, नागरिक पुलिस (पुरुष ) 
आरक्षी, नागरिक पुलिस (महिला ) 
आरक्षी, अभिसूचना 

योग 

8562 


2 . 


76 


3 . 


320 


4 . 


7392 


5 . 


698 


6 . 


472 


पदनाम 


1 . 


985 


( ख ) मुख्य आरक्षी तथा आरक्षी ( सशस्त्र पुलिस) : 
क्र ० सं ० 

स्वीकृत नियतन 
मुख्य आरक्षी, सशस्त्र पुलिस (यातायात, बीडीएस, जल पुलिस आदि ) 

आरक्षी, सशस्त्र पुलिस (यातायात, बीडीएस , जल पुलिस आदि ) 
अभियुक्ति -यातायात, बीडीएस, जल पुलिस आदि में कर्मियों की पूर्ति अन्य संवर्गों के कर्मियों से की जा 

सकेगी परन्तु इनका मूल पद पर धारणाधिकार यथावत् बना रहेगा । 


2 . 


3565 


766 


उत्तराखण्ड गजट, 01 दिसम्बर, 2018 ई ० ( अग्रहायण 10, 1940 शक सम्वत् ) 

[ भाग 1 
परिशिष्ट -2 

नियम -15 (ग ) देखें 

आरक्षी के पद पर सीधी भर्ती के लिए शारीरिक मानक परीक्षण 
शारीरिक मानक परीक्षण पुरुष और महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक निम्न प्रकार 


1 . 


2 . 


( क ) पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक : 
( अ ) ऊँचाई : 

सामान्य / अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अनुसूचित 
जाति की अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 

165 से ० मी ० 
पर्वतीय क्षेत्र की अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 

160 से ० मी ० 
अनुसूचित जनजाति की अभ्यर्थियों के लिए 
न्यूनतम 

157.50 से ० मी ० 
( ब ) सीने की माप 

बिना फुलाये फुलाने पर 
सामान्य / अन्य पिछड़ा वर्ग 
तथा अनुसूचित जाति के | 78.8 से 0 मी 0 

83.8 से ० मी ० 
अभ्यर्थियों के लिए 
पर्वतीय क्षेत्र / अनुसूचित जनजाति 
के अभ्यर्थियों के लिए 

76.3 से ० मी ० 

81.3 से ० मी ० 
नोट:-सीने में कम से कम 05 से 0 मी 0 का फुलाव आवश्यक है । 
( ख ) महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक मानकः 
( अ ) ऊँचाई : 

सामान्य / अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अनुसूचित 
जाति की अभ्यर्थिनियों के लिए न्यूनतम 

152 से ० मी ० 
पर्वतीय क्षेत्र एवं अनुसूचित जनजाति की 
अभ्यर्थिनियों के लिए न्यूनतम 

147 से ० मी ० 
( ब ) वजन न्यूनतम 45 कि 0 ग्रा 0 होना अनिवार्य है । 
पर्वतीय क्षेत्र का निर्धारण - देहरादून पूरी चकराता तहसील तथा राजपुर की 
ऊँचाई से ऊपर गंगा तथा यमुना नदियों के मध्य स्थित देहरादून तहसील के 
उत्तर तथा पूर्व में स्थित मसूरी पहाड़ी का क्षेत्र । नैनीताल तथा गढ़वाल , 
कोटद्वार सहित सब माउन्टेन सड़क के ऊपर का क्षेत्र पिथौरागढ़, अल्मोड़ा , 
चमोली, टिहरी गढ़वाल तथा उत्तरकाशी जिलों के सम्पूर्ण भाग । 

"नवसृजित जनपद बागेश्वर, रूद्रप्रयाग एवं चम्पावत का सम्पूर्ण भाग भी 
इससे पूर्व में क्रमशः जनपद अल्मोड़ा, चमोली एवं पिथौरागढ़ का भाग होने 
के कारण पर्वतीय क्षेत्र माना जायेगा । 
स्टेडियम / पुलिस लाइन , जहाँ कहीं भी परीक्षण आयोजित हो , वहाँ परीक्षा 
आयोजन के पूर्व सूचना पट्ट (बोर्ड ) पर प्रत्येक परीक्षण हेतु अर्हता के लिए 
न्यूनतम शारीरिक मानक को अत्यन्त प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाय । 
सम्पूर्ण राज्य में शारीरिक मानक परीक्षण पुलिस लाइन / स्टेडियम में 
आयोजित किया जाय । एक दिन में अभ्यर्थियों की संख्या का निर्धारण 
सम्बन्धित भर्ती केन्द्र के प्रभारी द्वारा किया जायेगा । 
शारीरिक मानक परीक्षण की विडियोग्राफी अनिवार्य रूप से भर्ती केन्द्र प्रभारी 
के पर्यवेक्षण में कराई जायेगी । 
भर्ती बोर्ड के सदस्य, जो जानबूझकर गलत रिपोर्ट देते हुए पाये जाते हैं , 
दाण्डिक कार्यवाही के भागी होंगे । 
इस अर्हकारी परीक्षा का परिणाम, परीक्षण के समाप्त होने के तत्काल बाद 
परीक्षणवार प्रत्येक अभ्यर्थी के परिमापों का उल्लेख करते हुए माइक पर 
उद्घोषित किया जायेगा और सूचना पट्ट पर भी प्रदर्शित किया जायेगा । 
-शारीरिक मानक परीक्षण की परीक्षा के लिए भारतीय मानक संस्थान प्रमाणन 
वाले मानकीकृत उपकरणों का ही प्रयोग किया जाय । 


3 . 


4 . 


5 . 


6 . 


7 . 


8 . 


भाग 1 ] 


उत्तराखण्ड गजट, 01 दिसम्बर , 2018 ई ० ( अग्रहायण 10 , 1940 शक सम्वत् ) 


767 


क्र.सं. 


1 


12 


14 


16 


20 


2 


12 


14 


16 


18 


20 


परिशिष्ट -3 

नियम -15( घ ) देखें 
सीधी भर्ती के लिये शारीरिक दक्षता परीक्षण 
1. पुरूष एवं महिला अभ्यर्थियों हेतु आईटम / आईटमवार निर्धारित अंकों 
का विवरण निम्नवत् है 
( क ) पुरूष अभ्यर्थियों हेतु आईटम / आईटमवार निर्धारित अंकों का 
विवरण निम्नवत् है: 

आईटम का नाम दूरी / समय अंक 
क्रिकेट बाल थ्रो 

50 मीटर 

10 
( पूर्णांक 20 ) 

55 मीटर 
60 मीटर 
65 मीटर 

70 मीटर 
लम्बी कूद (पूर्णांक 

13 फीट 

10 
20 ) 

14 फीट 
15 फ़ीट 
16 फीट 
17. फीट 

18 फीट 
चिनिंग - अप(बीम ) 

10 
पूर्णांक -20( अभ्यर्थी 

12 
अन्डर ग्रिप / ओवर 
ग्रिप; जो चाहे कर 

16 
सकता है ।) 

बैठक 

50 दो मिनट में 
पूर्णांक -10 

65 दो मिनट में 
80 दो मिनट में 

100 दो मिनट में 
( ख ) दण्ड पूर्णांक -10 25 चार मिनट में 
( दण्ड एवं बैठक के 35 चार मिनट में 
प्राप्तांक मिलाकर 

50 चार मिनट में 
न्यूनतम 10 अंक 

75 चार मिनट में 
प्राप्त 

करना 
अनिवार्य है) 
दौड व चाल (03 

20 मिनट में 
किमी) (पूर्णांक 20 ) 

18 मिनट में 

12 
16 मिनट में 

14 
14 मिनट में 

16 
12 मिनट में 
10 मिनट में 

20 


3 


5 बार छूना 
7 बार छूना 
8 बार छूना 
9 बार छूना 
10 बार छूना 


14 


20 


4 
6 


8 


10 


4 


6 


8 


10 


5 


10 


18 


768 


20 


2 


18 


उत्तराखण्ड गजट , 01 दिसम्बर, 2018 ई ० ( अग्रहायण 10, 1940 शक सम्वत् ) [ भाग 1 

( ख ) महिला अभ्यर्थियों हेतु आईटम / आईटम वार निर्धारित अंकों का 

श्रेणीवार विवरण निम्नवत् है: 
कृ.सं. आईटम का नाम | दूरी / समय अंक 
क्रिकेट बाल थ्रो 

16 मीटर 

10 
( पूर्णांक 20) 

20 मीटर 

12 
24 मीटर 

14 
28 मीटर 

16 

32 मीटर 
लम्बी कूद 08 फीट 

10 
(पूर्णांक 20 ) 

09 फीट 

12 
10 फीट 

14 
11 फीट 

16 
12 फीट 

13 फीट 
दौड़ . 50 मीटर 16 सेकेण्ड 

10 
(पूर्णांक 20 ) 15 सेकेण्ड 

12 
14 सेकेण्ड 

14 
13 सेकेण्ड 
12 सेकेण्ड 

11 सेकेण्ड 
शटल 

29 सेकेण्ड 
( 25x04 मीटर ) 

28 सेकेण्ड 
(पूर्णाक 20) 

27 सेकेण्ड 

26 सेकेण्ड 
स्किपिग (पूर्णांक | 55 बार 1 मिनट में 

10 
20 ) 

60 बार 1 मिनट में 
65 बार 1 मिनट में 
70 बार 1 मिनट में 
75 बार 1 मिनट में 
80 बार 1 मिनट में 


20 


3 


16 


18 


20 


रेस 


10 


14 


18 


20 


12 


14 


16 


18 


20 


2- उपरोक्तानुसार शारीरिक दक्षता परीक्षा कुल 100 अंकों की होगी । 
3- शारीरिक दक्षता परीक्षा के समय के प्रत्येक आईटम में अभ्यर्थियों की 

शारीरिक दक्षता परीक्षा की विडियोग्राफी अनिवार्य रूप से भर्ती केन्द्र प्रभारी 

के पर्यवेक्षण में कराई जायेगी । 
4- शारीरिक दक्षता परीक्षा में प्रत्येक आइटम में अभ्यर्थी को 50 प्रतिशत अंक 

प्राप्त करना अनिवार्य है । जो अभ्यर्थी किसी भी आइटम में 50 प्रतिशत अंक 
से कम अंक प्राप्त करेगा उसे उसी स्तर से अनुयुक्त घोषित कर परीक्षा से 

बाहर कर दिया जायेगा । 
5- शारीरिक दक्षता परीक्षा के प्रत्येक आइटम में अभ्यर्थी के उपस्थिति प्रपत्र में 

हस्ताक्षर कराया जायेगा । 
6- भर्ती केन्द्र प्रभारी द्वारा अभ्यर्थियों की सूचियां / तालिकायें पहले से ही 

तैयार कर ली जायेंगी एवं शीट पर 20 अभ्यर्थियों के ही नाम लिखे जायेंगे । 
प्रत्येक अंक तालिका में सभी अभ्यर्थियों को अंक देने के 


भाग 1 ] 


उत्तराखण्ड गजट, 01 दिसम्बर, 2018 ई ० ( अग्रहायण 10, 1940 शक सम्वत्) 


769 


। 


उपरान्त परीक्षक द्वारा उस पर अपनी मोहर लगाकर हस्ताक्षर किये जायेंगे 
तथा उसे सील कर लिफाफे के बाहर अभ्यर्थियों के अनुक्रमांक तथा परीक्षा 
के आइटमों का नाम अंकित कर चयन समिति के अध्यक्ष को दे दिया जायेगा । 
शारीरिक दक्षता परीक्षा की अंक तालिका में कटिंग, ओवर राईटिंग न हो इसका 
विशेष ध्यान रखना परीक्षकों के लिये आवश्यक है, यदि सावधानी रखने के 
उपरान्त भी कहीं कटिंग हो जाती है तो इस पर स्वयं अपने हस्ताक्षर कर 
चयन समिति के अध्यक्ष से प्रतिहस्ताक्षर करायेंगे । अंक तालिकाओं की सभी 
प्रविष्टियां पैन से लिखी जायेंगी तथा पेसिल से लिखना वर्जित होगा । प्रत्येक 
दिवस अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा के पश्चात् उनका परीक्षा परिणाम 

सील बन्द लिफाफे में सुरक्षित रखा जायेगा । 
7- अनुत्तीर्ण घोषित किये गये सभी अभ्यर्थियों को अंक तालिकायें प्रदान की 

जायेंगी एंव इसकी प्रति सुसंगत अभिलेखों में दर्ज करा ली जायेंगी । अंक 
तालिकाओं की स्लिप निर्धारित 

परित प्रारूप में डुप्लीकेट में बनाई जायेगी तथा 
प्रत्येक आइटम के अंकं उस पर अंकित किये जायेंगे । अभ्यर्थी जिस आइटम में 
फेल हो जाता है उसे उसकी अंक तालिका में अंकित कर एक प्रति उसी 
समय अभ्यर्थी को दे दी जायेगी तथा दूसरी प्रति पर अभ्यर्थी के हस्ताक्षर करा 
लिये जायेंगे साथ ही इन सभी परिणामों को परीक्षा केन्द्र के नोटिस बोर्ड पर 

जन सामान्य की सूचना हेतु चस्पा कर दिया जायेगा । 
8- यदि किसी दिन किसी आइटम की परीक्षा किसी कारणवश अधूरी रहती हे तो 

उससे सम्बन्धित तालिका सीलबन्द कवर मैं क्वार्टर गार्ड की सेफ में सुरक्षित 
रखी जायेगी । दूसरे दिन परीक्षा प्रारम्भ होने पर ही उसे सेफ से निकालकर 

अग्रिम परीक्षा ली जायेगी । 
9- शारीरिक दक्षता परीक्षण की परीक्षा के लिए भारतीय मानक संस्थान प्रमाणन 

वाले मानकीकृत उपकरणों का ही प्रयोग किया जायेगा । 


--- 


770 


उत्तराखण्ड गजट , 01 दिसम्बर, 2018 ई ० ( अग्रहायण 10, 1940 शक सम्वत् ) 


[ भाग 1 


परिशिष्ट -4 
नियम -15( ड) देखें 

लिखित परीक्षा 
लिखित परीक्षा 1. शारीरिक नाप - जोख तथा शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल / उपयुक्त पाये गए अभ्यर्थियों को 

ही लिखित परीक्षा में शामिल किया जायेगा । 
2. लिखित परीक्षा का आयोजन तत्समय उत्तराखण्ड शासन द्वारा प्राधिकृत संस्था द्वारा कराया 

जायेगा । 
3. यह सुनिश्चित किया जायेगा कि परीक्षा के प्रारम्भ होने के एक सप्ताह पूर्व अभ्यर्थी के पास 

प्रवेश[ -पत्र अवश्य पहुँच जाय । यदि कोई अभ्यर्थी एक सप्ताह पूर्व प्रवेश - पत्र नहीं प्राप्त करता 
है , तो वह बोर्ड / सम्बन्धित जनपद के भर्ती केन्द्र की हेल्पलाइन मोबाइल / लैण्डलाइन टेलीफोन 
या वेबसाइट के माध्यम से सम्पर्क करके इसकी दूसरी प्रति प्राप्त कर सकता है । लिखित परीक्षा . 
की तिथि से अभ्यर्थियों को सम्बन्धित भर्ती केन्द्र के प्रभारियों द्वारा समाचार - पत्रों के माध्यम से 

भी अवगत कराया जा सकता है । 
4. लिखित परीक्षा पूरे राज्य में एक ही दिनांक और समय पर आयोजित की जायेगी तथा लिखित 

परीक्षा की अवधि 90 मिनट की होगी । 
5. लिखित परीक्षा बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ शैली की होगी, जिसमें सामान्य ज्ञान के प्रश्न 70 अंक 

के एवं हिन्दी भाषा के प्रश्न 30 अंक के होंगे । इस प्रकार लिखित परीक्षा कुल 100 अंकों की 

वस्तुनिष्ठ परीक्षा होगी । 
6. लिखित परीक्षा में अनारक्षित व अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 50 प्रतिशत 

अंक तथा अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 40 प्रतिशत 

अंक प्राप्त किए अभ्यर्थियों को ही भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित किया जायेगा । 
7. उक्त वस्तुनिष्ठ परीक्षा का 01 प्रश्न पत्र होगा । प्रश्न पत्र के मूल्यांकन में प्रत्येक सही उत्तर के 
लिए 01 अंक तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 ऋणात्मक अंक प्रदान किया जायेगा । लिखित 
परीक्षा की प्रश्न बुकलेट, परीक्षा के पश्चात् अभ्यर्थियों को अपने साथ ले जाने की अनुमति दी 

जायेगी । 
8. लिखित परीक्षा हेतु ओ 0एम0 आर0 शीट कार्बन प्रति के साथ तीन प्रतियों में होगी, प्रथम शीट 

मूल्यांकन हेतु सम्बन्धित संस्था को भेजी जायेगी, द्वितीय शीट सम्बन्धित भर्ती केन्द्र प्रभारी के 
पर्यवेक्षण में डबल लॉक में सुरक्षित रखी जायेगी तथा तृतीय शीट अभ्यर्थी को अपने साथ ले 

जाने की अनुमति दी जायेगी । 
9. लिखित परीक्षा के पश्चात् लिखित परीक्षा की उत्तरमाला संबंधित चयन आयोग एवं उत्तराखण्ड 

पुलिस की वेबसाइट पर प्रकाशित की जायेगी । 
10. लिखित परीक्षा सम्पादित कराने वाली संस्था द्वारा लिखित परीक्षा का परिणाम पुलिस मुख्यालय 
को उपलब्ध करायेगी । 

सम्बन्धित संस्था के प्राप्त लिखित परीक्षा के परिणाम को पुलिस मुख्यालय समस्त भर्ती 
केन्द्र प्रभारियों को परीक्षा का अन्तिम परिणाम तैयार करने हेतु उपलब्ध करायेगी । लिखित परीक्षा में 
प्राप्त अंकों को उत्तराखण्ड पुलिस की वेबसाइट पर भी प्रकाशित किया जायेगा । 


- 


भाग 1 ] 


उत्तराखण्ड गजट, 01 दिसम्बर, 2018 ई ० ( अग्रहायण 10, 1940 शक सम्वत्) 


771 


परिशिष्ट -5 

नियम -15( छ) देखें 
चिकित्सा / स्वास्थ्य परीक्षण 

स्वास्थ्य परीक्षण चयन समिति के अध्यक्ष द्वारा नामित किसी राजपत्रित अधिकारी / सदस्य की देख -रेख में 
चिकित्सा बोर्ड द्वारा कराया जायेगा । अभ्यर्थियों के स्वास्थ्य परीक्षा फार्म भर्ती केन्द्र के जनपद में नियुक्त प्रतिसार 
निरीक्षक , नियमानुसार भर कर हस्ताक्षर करवायेंगे । सम्बन्धित भर्ती केन्द्र प्रभारी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस 
अधीक्षक अपने जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी से चिकित्सा बोर्ड गठित कर मेडिकल करवाने हेतु सम्पर्क 
स्थापित करेंगे । अन्तिम रूप से आरक्षी के पद पर चयनित अभ्यर्थियों को नियमानुसार कोई फीस देय नहीं है । 
स्वास्थ्य सम्बन्धी आवश्यक अर्हतायें निम्नवत् है: 

अभ्यर्थी मेडिकल रूप से फिट होना चाहिए । दृष्टि एक आंख में 6/6 और दूसरी आँख में 6/9 से कम 
नहीं होनी चाहिए अर्थात बिना चश्मे के दाहिने हाथ से काम करने वाले वाली अभ्यर्थियों के लिये दाहिनी आँख के 
लिये 6/6 और बॉये हाथ से काम करने वाले , अभ्यर्थियों की बायी ऑख के लिये 6/6 होना चाहिए । 
वर्ण- अन्धता / मैंगापन से पूर्णरूप से मुक्त होना आवश्यक है । सटा घुटना, सपाट पैर , बो - लैग , वैरिकोस वेन, 
हकलाना, विकलांगता और अन्य विकृतियाँ या समस्यायें जो आरक्षी की ड्यूटी में किसी प्रकार की बाधा पैदा करें, 
को अयोग्यता माना जायेगा । 
टिप्पणी :- चिकित्सा बोर्ड नाक - नी, बो लेग्स , फ्लैट फीट, वोरीकोस वेंस, दूर एवं निकट दृष्टि , कलर ब्लाइंडनेस 
श्रवण परीक्षण, जिसमें रि - नेज परीक्षण, वेब्बर्स परीक्षण और वर्टिगो परीक्षण आदि समाविष्ट हैं, जैसी कमियों का भी 
परीक्षण करेगा । 

चिकित्सा परिषद् के सदस्य जो जानबूझ कर गलत रिपोर्ट देते पाये जायेगें, दाण्डिक कार्यवाही के भागी 
होंगे । चिकित्सीय परीक्षण केवल अर्हकारी प्रकृति की है और इसका श्रेष्ठता सूची पर कोई प्रभाव न होगा । 


- 


772 


उत्तराखण्ड गजट, 01 दिसम्बर, 2018 ई ० ( अग्रहायण 10, 1940 शक सम्वत् ) 


[ भाग 1 


2 . 


4 . 


परिशिष्ट -6 

नियम-24 ( ख) देखें 
विभागीय परीक्षा के माध्यम से मुख्य आरक्षी नागरिक पुलिस एवं अभिसूचना प्रवेशार्थ 

प्रान्तीय योग्यता परीक्षा प्रक्रिया 
पात्रता 

1 . 

आरक्षी नागरिक पुलिस / अभिसूचना एवं आरक्षी सशस्त्र पुलिस के कर्मी मुख्य 
आरक्षी नागरिक पुलिस / अभिसूचना प्रवेशार्थ प्रान्तीय योग्यता परीक्षा में 
सम्मिलित होंगे एवं विकल्प के आधार पर संवर्ग अनुमन्य किया जायेगा । 
सशस्त्र पुलिस के आरक्षी, जिन्होनें मुख्य आरक्षी सशस्त्र पुलिस पदोन्नति 

पाठ्यक्रम उत्तीर्ण कर लिया हो, इस परीक्षा में सम्मिलित नहीं किये जायेंगे । 
आयु की गणना 

चयन वर्ष के प्रथम दिवस को 45 वर्ष से अधिक की आयु न हुई हो । 
सेवा अवधि की गणना 3. चयन वर्ष के प्रथम दिवस को पुलिस विभाग. में भर्ती की तिथि से कम से कम 05 

वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके हों । सेवावधि में गहन प्रशिक्षण को भी सम्मिलित किया 

जायेगा । 
काडर विभाजन 

अभ्यर्थी को भारत सरकार द्वारा अन्तिम रूप से उत्तराखण्ड राज्य आबंटित हो 

गया हो तथा वह वर्तमान समय में उत्तराखण्ड में नियुक्त, हो । 
सेवा अभिलेख 

सेवाभिलेख विगत . 05 वर्षों का संतोषजनक हो, अर्थात प्रतिकूल वार्षिक मन्तव्य 
अंकित, न हो, विगत 05 वर्षों में कभी सत्यनिष्ठा न रोकी गई होः 

परन्तु यदि दण्डित कर्मी द्वारा की गई अपील लम्बित हो अथवा अपील करने 
की अवधि व्यतीत न हुई हो, अथवा किसी कर्मी के विरूद्व विभागीय कार्यवाही 
प्रचलित हो तो एसे कर्मियों को भी उक्त परीक्षा में सशर्त सम्मिलित किया 
जायेगा, यदि परीक्षा प्रक्रिया के मध्य ऐसे कर्मी की अपील निरस्त / अस्वीकृत हो 
जाती है अथवा विभागीय कार्यवाही में दण्डित होता है तो उसे उसी स्तर पर 
चयन प्रक्रिया से बाहर कर दिया जायेगा, यदि ऐसे अभ्यर्थी की 
अपील / विभागीय कार्यवाही / रिट याचिका परीक्षा प्रक्रिया के दौरान निस्तारित न 
हो पाये तो लम्बित अपील / विभागीय कार्यवाही के निर्णय की प्रत्याशा में उनका 
परीक्षा परिणाम लिफाफे में बन्द कर दिया जायेगा । निलम्बित कर्मियों को भी 

निर्णय की प्रत्याशा में पदोन्नति परीक्षा में सम्मिलित किया जायेगा । 
लिखित परीक्षा 

लिखित परीक्षा शासन द्वारा प्राधिकृत संस्था द्वारा सम्पादित कराई जायेगी । 
लिखित परीक्षा के विषय एवं अंकों का विवरण निम्नवत् है: 
क्र ० सं ० विषय 

अधिकतम अंक 
सामान्य ज्ञान तथा हिन्दी 

100 अंक 
पुलिस प्रक्रिया 

100 अंक 
विधि 


5 . 


6 . 


1 


2 


3 


100 अंक 
300 अंक 


कुल योग 


लिखित परीक्षा हेतु तीन भाग का एक ही वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र तैयार किया 
जायेगा । प्रथम भाग में सामान्य ज्ञान व सामान्य हिन्दी , द्वितीय भाग में पुलिस 
प्रक्रिया तथा तृतीय भाग विधि का होगा । कुल प्रश्न पत्र 300 अंकों का होगा 


-1 


भाग 1]] 


उत्तराखण्ड गजट , 01 दिसम्बर , 2018 ई ० ( अग्रहायण 10, 1940 शक सम्वत्) 


773 


शारीरिक दक्षता परीक्षा 


तथा प्रश्नों की कुल संख्या 150 होगी । सभी प्रश्न अनिवार्य होंग । प्रत्येक प्रश्न 
के लिये 02 अंक निर्धारित होंगे तथा प्रत्येक गलत उत्तर पर आधा 
अंक ( एक चौथाई अंक ) काट लिया जायेगा । प्रश्न संख्या 1 से 50 तक सामान्य 
ज्ञान / सामान्य हिन्दी, प्रश्न संख्या 51 से 100 तक पुलिस प्रक्रिया एंव प्रश्न 
संख्या 101 से 150 तक विधि से सम्बन्धित होंगे । प्रश्न पत्र हल करने हेतु 02 
घंटे का समय निर्धारित होगा । सामान्य ज्ञान / सामान्य हिन्दी का प्रश्न पत्र 
इण्टर मीडियेट स्तर का होगा तथा पुलिस प्रक्रिया व विधि विषयों के प्रश्नपत्रों 
का स्तर वह होगा जो सामान्य रूप से किसी पुलिस कर्मी द्वारा पुलिस विभाग 
की सेवा में मुख्य आरक्षी के पद पर नियुक्ति हेतु अपेक्षित हो । चयन प्रक्रिया में 
आगे बने रहने हेतु लिखित परीक्षा के प्रत्येक भाग में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक 
अर्जित करना अनिवार्य होगा । जो अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में प्रत्येक भाग में 
न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक अर्जित करने में विफल होंगे उन्हें पदोन्नति के लिये 
अयोग्य घोषित करते हुये उसी स्तर से चयन प्रक्रिया से बाहर कर दिया 
जायेगा । लिखित परीक्षा के प्रत्येक भाग में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक अर्जित 

करने वाले अभ्यर्थी की शारीरिक दक्षता परीक्षा ( दौड़) करायी जायेगी । 
7 . लिखित परीक्षा में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त , करने वाले अभ्यर्थियों की 

गठित चयन समिति द्वारा शारीरिक दक्षता परीक्षा ली जायेगी, जिसके अंतर्गत 
पुरूष. अभ्यर्थियों से 05 कि 0 मी 0 की दौड़ 35 मिनट में एंव महिला अभ्यर्थियों हेतु 
03 कि 0 मी0 की दौड़ 25 मिनट में पूरा करने की अपेक्षा की जायेगी । यह 
शारीरिक दक्षता परीक्षा केवल अर्हकारी होगी । जो अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता 
परीक्षा (दौड़) निर्धारित समय में पूर्ण करने में विफल होंगे, उन्हें पदोन्नति के 
लिये अयोग्य घोषित करते हुये उसी स्तर पर चयन प्रक्रिया से बाहर कर दिया 

जायेगा । 
8. सेवा अभिलेखों पर आधारित अधिकतम अंक 50 अंक होंगे , जिनका निर्धारण 

निम्नवत होगा: 
(1) कोर्स (10 अंक अधिकतम) 

कोर्स का निर्धारण पुलिस महानिदेशक स्तर से विज्ञापन निर्गत करने से पूर्व 
वर्तमान परिवेश में पुलिस के समक्ष चुनौतियों के अनुरूप पारदर्शी तरीके से किया 
जायेगा । आरक्षी के पद पर चयन / नियुक्त होने के उपरांत संबंधित कर्मचारी द्वारा 
किये गये कोर्स के अंक प्रशिक्षण अवधि के अनुसार निम्नानुसार प्रदान किये 
जायेंगें : 
( क ) 03 दिन से 07 दिन का कोर्स 

अंक 
( ख ) 08 दिन से 14 दिन का कोर्स 

04 अंक 
( ग ) 15 दिन से 30 दिन का कोर्स 

अंक 
( घ ) 01 माह से अधिक का कोर्स 

अंक 
( 2) पुरस्कार / पदक (25 अंक अधिकतम) ( क + ख = 25 अंक ) 
( क ) -प्रत्येक नकद रिवार्ड के लिए 01 अंक ( अधिकतम 10 अंक ) 
( ख ) -पदक 

( अधिकतम 15 अंक ) 
महामहिम राष्ट्रपति पुलिस पदक 
मा ० प्रधान मंत्री जीवन रक्षा पदक 
वीरता पुलिस पदक 
सराहनीय सेवा पुलिस पदक 

08 अंक 
महामहिम राज्यपाल पदक 
मा 0 मुख्यमंत्री पदक 


सेवा अभिलेखों का मूल्याकंन 


| 


02 


06 


08 


10 अंक 
10 अंक 
10 अंक 


06 अंक 
06 अंक 


774 


उत्तराखण्ड गजट , 01 दिसम्बर, 2018 ई ० (अग्रहायण 10 , 1940 शक सम्वत्) 


[ भाग 1 


उत्कृष्ट सेवा सम्मान चिन्ह 
सराहनीय सेवा सम्मान चिन्ह 


04 अंक 
02 अंक 


(3) वार्षिक मन्तव्य (15 अंक अधिकतम) 

Outstanding/ उत्कृष्ट / सर्वोत्कृष्ट 2 अंक(प्रत्येक मंतव्य पर) 
.very good/excellent/ अतिउत्तम / बहुत अच्छा 1 अंक (प्रत्येक मंतव्य पर ) 


( 4) ऋणात्मक अंक 
( क ) विगत 05 वर्षों से पूर्व के सेवाकाल के दौरान प्रत्येक प्रतिकूल 

सत्यनिष्ठा / दीर्घ दण्ड के लिये 05 अंक की कटौती होगी । 
( ख) विगत 5 वर्ष से पूर्व के प्रत्येक लघु दण्ड पर 2 अंक की कटौती होगी । 
(ग) विगत 5 वर्ष से पूर्व के प्रत्येक छुद्र दण्ड पर 1 अंक की कटौती होगी । 

सेवा अभिलेखों के मूल्यांकन में वार्षिक गोपनीय मन्तव्य विगत 10 वर्षों के 
आंकलित होंगे तथा दण्ड का आंकलन विगत 10 वर्षों का किया जायेगा जबकि 
सेवा, शिक्षा, प्रशिक्षण, पुरस्कार, पदक आदि के लिए चयन वर्ष की प्रथम जनवरी 
तक की अवधि के आधार पर सेवा अभिलेखों का मूल्यांकन किया जायेगा । 


अन्तिम योग्यता सूची 


चयन समिति द्वारा अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा एवं सेवा अभिलेखों में प्राप्त 
अंकों का योग करने के उपरान्त प्रचलित आरक्षण नियमों के अधीन अंतिम 
योग्यता सूची तैयार करके उपलब्ध रिक्तियों के सापेक्ष ज्येष्ठता के आधार पर एवं 
प्रान्तीय योग्यता परीक्षा के आधार पर मुख्य आरक्षी पदोन्नति प्रशिक्षण हेतु योग्य 
-प्रशिक्षणार्थियों का चयन करते हुये चयनित कर्मियों की मैरिट सूची पुलिस 
मुख्यालय को उपलब्ध करायी जायेगी । अभ्यर्थियों के सेवा अभिलेखों के अंक 
एवं लिखित परीक्षा के अंक समान होने पर श्रेष्ठता का निर्धारण निम्नवत् किया 
जायेगा: 


( क ) मौलिक नियुक्ति की तिथि । 
( ख) मौलिक नियुक्ति की तिथि एक ही होने पर -जिसकी आयु अधिक होगी 

वह वरिष्ठ माना जायेगा । 
( ग) मौलिक नियुक्ति की तिथि तथा जन्म तिथि दोनों के समान होने पर 

सम्बन्धित कर्सियों द्वारा आरक्षी पद के गहन प्रशिक्षण के दौरान आर टी ० सी ० 
की ट्रैनिंग की समाप्ति पर लिखित एंव बाह्य परीक्षा के कुल प्राप्तांकों के 

आधार पर निर्धारित होगी । 
( घ) । मौलिक नियुक्ति की लिथि, जन्म तिथि तथा आर0 टी 0 सी 0 की परीक्षा से 

कुल प्राप्तांक समान होने पर सम्बन्धित कर्मियों द्वारा आरक्षी पदं के गहन 
प्रशिक्षण के दौरान आर0 टी 0 सी 0 ट्रैनिंग की बाह्य परीक्षा के प्राप्तांक के 
आधार पर निर्धारित की जायेगी । 


प्रशिक्षण 


10 . 


मुख्य आरक्षी पदोन्नति प्रशिक्षण हेतु चयनित अभ्यर्थियों को ऐसा आधारभूत 
प्रशिक्षण एवं व्यवहारिक प्रशिक्षण कराया जायेगा जैसा कि राज्य सरकार या 
विभागाध्यक्ष द्वारा विहित किया जाये । 


पदोन्नति आदेश 


11. 


निर्धारित आधारभूत प्रशिक्षण एंव व्यवहारिक प्रशिक्षण सफलतापूर्वक उत्तीर्ण करने 
वाले कर्मियों को मुख्य आरक्षी नागरिक पुलिस एवं अभिसूचना के पद पर 
पर्दोन्नति प्रदान किये जाने विषयक आदेश नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा निर्गत किये 
जायेंगे । अभिसूचना विभाग में चयनित कार्मिकों को मुख्य आरक्षी अभिसूचना के 
पद पर पदोन्नति प्रदान की जायेगी । 


भाग 1 ] 


775 


उत्तराखण्ड गजट, 01 दिसम्बर , 2018 ई ० ( अग्रहायण 10, 1940 शक सम्वत् ) 

परिशिष्ट -7 . 

नियम-24( ख ). देखें 
विभागीय परीक्षा के माध्यम से मुख्य आरक्षी सशस्त्र पुलिस प्रवेशार्थ प्रान्तीय योग्यता परीक्षा प्रक्रिया 

मुख्य आरक्षी सशस्त्र पुलिस हेतु विभागीय परीक्षा में आरक्षी सशस्त्र पुलिस ही 
सम्मिलित होंगे । 


पात्रताः 


1 . 


आयु की गणना 


2 . 


सेवा की गणना 


3 . 


चयन वर्ष के प्रथम दिवस को 45 वर्ष से अधिक की आयु न हुई हो । 
चयन वर्ष के प्रथम दिवस को पुलिस विभाग में भर्ती की तिथि से कम से कम 
05 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके हों । सेवावधि में गहन प्रशिक्षण को भी 
सम्मिलित किया जायेगा । 


. 


काडर विभाजन 


4 . 


सेवा अभिलेख 


5 . 


" 


अभ्यर्थी को भारत सरकार द्वाराः अन्तिम रूप से उत्तराखण्ड राज्य आबंटित हो 
गया हो तथा वह वर्तमान समय में उत्तराखण्ड में नियुक्त हो । 
सेवाभिलेख विगत 05 वर्षों का संतोषजनक हो, अर्थात प्रतिकूल वार्षिक मन्तव्य 
अंकित न हो, विगत 05 वर्षों में कभी सत्यनिष्ठा न रोकी गई हो , 

दण्डित कर्मी द्वारा की गई अपील लम्बित हो अथवा अपील करने की 
अवधि व्यतीत न हुई हो, अथवा किसी कर्मी के विरूद्व विभागीय कार्यवाही 
प्रचलित हों तो एसे कर्मियों को भी उक्त परीक्षा में सशर्त सम्मिलित किया । 
जायेगा, लेकिन परीक्षा प्रकिया के मध्य ऐसे कर्मी की अपील निरस्त / अस्वीकृत 
हो जाती है अथवा विभागीय कार्यवाही में दण्डित होता है तो उसे उसी स्तर 
पर चयन प्रक्रिया से बाहर कर दिया जायेगा, यदि ऐसे अभ्यर्थी की 
अपील / विभागीय कार्यवाही / रिट याचिका परीक्षा प्रक्रिया के दौरान निस्तारित 
न हो पायें तो लम्बित अपील / विभागीय कार्यवाही के निर्णय की प्रत्याशा में 
उनका परीक्षा परिणाम लिफाफे में बन्द कर दिया जायेगा ।" निलम्बित कर्मियों 
को भी निर्णय की प्रत्याशा में पदोन्नति परीक्षा में सम्मिलित किया जायेगा । 
लिखित परीक्षा शासन द्वारा प्राधिकृत शासकीय संस्था द्वारा सम्पादित कराई 
जायेगी । लिखित परीक्षा के विषय एंव अंकों का विवरण निम्नवत् है: 
द्र ० सं ० विषय 

अधिकतम अंक 
प्रथम भाग, सामान्य ज्ञान तथा हिन्दी 100 अंक 
द्वितीय भाग , पुलिस प्रक्रिया 

100 अंक 
तृतीय भाग , कानून विषयों पर आधारित विधि | 100 अंक 

300 अंक 


लिखित परीक्षाः 


to 


1 


.. 


2 


3 


कुल योग 


लिखित परीक्षा हेतु, तीन भाग का 01 ही वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र तैयार किया 
जायेगा । प्रथम भाग में सामान्य ज्ञान एवं सामान्य हिन्दी, द्वितीय भाग में पुलिस 
प्रकिया तथा तृतीय भाग विधिक का होगा । कुल प्रश्न पत्र 300 अंकों का होगा 

150 होगी । सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे । प्रत्येक सही 
तथं प्रश्नों की कुल सारित 
होने 

तथा प्रत्येक गलत उत्तर पर आधा अंक 
( एक चौथाई अंक ) काट लिया जायेगा, 

संख्या 
01 से 50 तक सामान्य ज्ञान / सामान्य हिन्दी, प्रश्न संख्या 51 से 100 तक 
पुलिस प्रक्रिया एवं प्रश्न संख्या 101 से 150 तक विधि (LAW) से सम्बन्धित 


प्रश्न 


776 


उत्तराखण्ड गजट, 01 दिसम्बर, 2018 ई ० (अग्रहायण 10, 1940 शक सम्वत् ) 


[ भाग 1 


बाह्य परीक्षाः 


7 . 


होंगे । प्रश्न पत्र हल करने हेतु 02 घण्टे का समय निर्धारित होगा । सामान्य 
ज्ञान / सामान्य हिन्दी का प्रश्न पत्र इण्टरमिडियेट स्तर का होगा तथा पुलिस 
प्रक्रिया व विधि विषयों के प्रश्नों का स्तर वह होगा जो सामान्य रूप से किसी 
पुलिस कर्मी द्वारा पुलिस विभाग की सेवा में मुख्य आरक्षी के पद पर नियुक्ति 
हेतु अपेक्षित हो । चयन प्रक्रिया में आगे बने रहने हेतु लिखित परीक्षा के प्रत्येक 
भाग में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक अर्जित करना अनिवार्य होगा । जो अभ्यर्थी 
लिखित परीक्षा में प्रत्येक भाग में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक अर्जित करने में 
विफल होंगे उन्हें पदोन्नति के लिये अयोग्य घोषित करते हुये उसी स्तर से चयन 
प्रक्रिया से बाहर कर दिया जायेगा । लिखित परीक्षा के प्रत्येक भाग में न्यूनतम 
50 प्रतिशत अंक अर्जित करने वाले अभ्यर्थियों की आई० टी ० / पी 0 टी 0 परीक्षा 
कराई जायेगी । 

पूर्णाक- 100 अंक 
लिखित परीक्षा में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की 
मुख्यालय स्तर पर गठित चयन समिति द्वारा आई0 टी 0 / पी 0 टी 0 परीक्षा कराई 
जायेगी, जिसके अन्तर्गत आई0 टी 0 60 अंक तथ पी 0 टी 0 40 अंक की होंगी । 
प्रत्येक में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा । जो परीक्षार्थी 50 प्रतिशत 
अंक प्राप्त करने में विफल होंगे, उन्हें पदोन्नति के लिये अयोग्य घोषित करते हुये 
उसी स्तर पर चयन प्रक्रिया से बाहर कर दिया जायेगा । 
(1) आई 0 टी 0 परीक्षा 

60 अंक । 
टर्न आऊट 

05 अंक । 
व्यक्तिगत प्रदर्शन 

15 अंक । 
कमाण्ड एण्ड कन्ट्रोल 

25 अंक । 
वैपन्स - 

15 अंक । 
(11) पी 0 टी 0 परीक्षा 

40 अंक । 
व्यक्तिम् प्रदर्शन 

15 अंक । 
इंस्ट्रेक्टर एबिलिटी 

15 अंक 
दौड़ ( 05 कि 0 मी 0 ) 

10 अंक । 
24 मिनट पर 

10 अंक । 
27 मिनट पर 

08 अंक । 
30 मिनट पर 

6.5 अंक । 
33 मिनट पर 

05 अंक । 
36 मिनट पर 

3.5 अंक । 
39 मिनट पर. 

02 अंक ! 
42 मिनट पर 

0.5 अंक । 


सेवा अभिलेखों 
का मूल्याकन 


.8. 


सेवा अभिलेखों पर आधारित अधिकतम अंक 50 होंगे, जिनका 
निर्धारण / मानक निम्नवत होगा: 
(1 ) कोर्स (10 अंक अधिकतम ) 

कोर्स का निर्धारण पुलिस महानिदेशक स्तर से विज्ञापन निर्गत करने से पूर्व 
वर्तमान परिवेश में पुलिस के समक्ष चुनौतियों के अनुरूप पारदर्शी तरीके से किया 
जायेगा । आरक्षी के पद पर चयन / नियुक्त होने के उपरांत संबंधित कर्मचारी द्वारा 
किये गये कोर्स के अंक प्रशिक्षण अवधि के अनुसार निम्नानुसार प्रदान किये 
जायेंगें: 
( क ) 03 दिन से 07 दिन का कोर्स 
( ख ) 08 दिन से 14 दिन का कोर्स 

-04 - अंक 


02 अंक 


777 


06 अंक 


04 अंक 


भाग 1 ] उत्तराखण्ड गजट, 01 दिसम्बर, 2018 ई ० ( अग्रहायण 10, 1940 शक सम्वत् ) 
( ग ) 15 दिन से 30 दिन का कोर्स 

06 अंक 
( घ ) 31 से 59 दिन का कोर्स 

08 अंक 
( ङ ) 02 माह से अधिक का कोर्स 

10 अंक 
( 2) पुरस्कार / पदक (25 अंक अधिकतम) ( क + ख = 25 अंक ) 

( क ) प्रत्येक नकद रिवार्ड के लिए 01 अंक ( अधिकतम 10 अंक ) 
( ख ) पदक ( अधिकतम 15 अंक ) 
महामहिम राष्ट्रपति पुलिस पदक 

10 अंक 
मा ० प्रधान मंत्री जीवन रक्षा पदक 

10 अंक 
वीरता पुलिस पदक 

10 अंक 
सराहनीय सेवा पुलिस पदक 

08 अंक 
महामहिम राज्यपाल पदक 
मा 0 मुख्यमंत्री पदक 

06 अंक 
उत्कृष्ट सेवा सम्मान चिन्ह 
सराहनीय सेवा सम्मान चिन्ह 

02 अंक 
( 3) वार्षिक मन्तव्य (15 अंक अधिकतम ) 

Outstanding / उत्कृष्ट / सर्वोत्कृष्ट 2 अंक (प्रत्येक मंतव्य पर ) 
very Good/ Excellent / अतिउत्तम / बहुत अच्छा 01 अंक 

( प्रत्येक मंतव्य पर) 
ऋणात्मक अंक 

9. ( क ) विगत 05 वर्षों से पूर्व के सेवाकाल के दौरान प्रत्येक प्रतिकूल 

सत्यनिष्ठा / दीर्घ दण्ड के लिए 05 अंक की कटौती होगी । 
( ख ) विगत 05 वर्षों से पूर्व के प्रत्येक लघु दण्ड पर 2 अंक की कटौती होगी । 
( ग ) विगत 05 वर्ष से पूर्व के प्रत्येक छुद्र दण्ड पर 1 अंक की कटौती होगी । 

सेवा अभिलेखों के मूल्यांकन में वार्षिक गोपनीय मन्तव्य विगत 
10 वर्षों के आंकलित होंगे तथा दण्ड का आंकलन विगत 10 वर्षों 
का किया जायेगा, जबकि सेवा, शिक्षा, प्रशिक्षण, पुरस्कार, पदक 
आदि के लिए चयन वर्ष की प्रथम जनवरी तक की अवधि के आधार 

पर सेवा अभिलेखों का मूल्यांकन किया जायेगा । 
अन्तिम मैरिट सूची 10. चयन समिति द्वारा अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा, बाह्य परीक्षा एवं सेवा 

अभिलेखों में प्राप्त अंकों का योग करने के उपरान्त प्रचलित आरक्षण 
नियमों के अधीन अन्तिम योग्यता सूची तैयार करके उपलब्ध रिक्तियों के 
सापेक्ष ज्येष्ठता के आधार पर मुख्य आरक्षी पदोन्नति प्रशिक्षण हेतु योग्य 
प्रशिक्षणार्थियों का चयन किया जायेगा तथा ऐसे चयनित अभ्यर्थियों की 
सूची पुलिस मुख्यालय को उपलब्ध कराई जायेगी । अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त 
अंकों समान होने पर ज्येष्ठता का निर्धारण निम्नवत् किया जायेगा: 
( क ) मौलिक नियुक्ति की तिथि । 
( ख ) मौलिक नियुक्ति की तिथि एक ही होने पर -जिसकी आयु अधिक 

होगी, वह वरिष्ठ माना जायेगा । 
( ग) मौलिक नियुक्ति की तिथि तथा जन्म तिथि दोनों के समान होने पर 

सम्बन्धित कर्मियों द्वारा आरक्षी पद के गहन प्रशिक्षण के दौरान 
आर0 टी 0 सी 0 की ट्रेनिंग की समाप्ति पर लिखित एवं बाह्य परीक्षा 

के कुल प्राप्तांकों के आधार पर ज्येष्ठता निर्धारित होगी । 
( घ ) मौलिक नियुक्ति की तिथि , जन्म तिथि तथा आर0 टी 0 सी 0 की परीक्षा 

से कुल प्राप्तांक समान होने पर सम्बन्धित कर्मियों द्वारा आरक्षी पद 
के गहन प्रशिक्षण के दौरान आर0 टी 0 सी 0 ट्रेनिंग की बाह्य परीक्षा 

के प्राप्तांक के आधार पर ज्येष्ठता निर्धारित की जायेगी । 
प्रशिक्षण 

11. मुख्य आरक्षी पदोन्नति प्रशिक्षण हेतु चयनित अभ्यर्थियों को ऐसा आधारभूत 

प्रशिक्षण एवं व्यवहारिक प्रशिक्षण कराया जायेगा, जैसा कि राज्य सरकार 

या विभागाध्यक्ष द्वारा विहित किया जाये । 
पदोन्नति आदेश 

12. आधारभूत - प्रशिक्षण सफलतापूर्वक -उत्तीर्ण करने वाले कर्मियों को मुख्य 

आरक्षी सशस्त्र पुलिस के पद पर पदोन्नति प्रदान किए जाने विषयक आदेश 
नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा निर्गत किए जायेंगे । 


778 


1 . 


2 . 


3 . 


उत्तराखण्ड गजट , 01 दिसम्बर, 2018 ई ० ( अग्रहायण 10, 1940 शक सम्वत् ) भाग 1 

परिशिष्ट -8 

नियम -24 ( ख ) देखें 
वरिष्ठता के आधार पर मुख्य आरक्षी (नागरिक पुलिस, अभिसूचना एवं सशस्त्र पुलिस ) के पद पर पदोन्नति 

की प्रक्रिया 
पदोन्नति का आधार 

पदोन्नति का आधार अनुपयुक्तों को छोड़कर वरिष्ठता होगा । 
काडर विभाजन 

अभ्यर्थी को भारत सरकार द्वारा अंतिम रूप से उत्तराखण्ड राज्य आंबटित हो 

गया हो तथा वह वर्तमान समय में उत्तराखण्ड में नियुक्त हो । 
सेवा अभिलेख 

सेवाभिलेख विगत 05 वर्षों का संतोषजनक हो, अर्थात प्रतिकूल वार्षिक मन्तव्य 
अंकित न हो , विगत 05 वर्षों में कभी सत्यनिष्ठा न रोकी गई होः 

परन्तु यदि दण्डित कर्मी द्वारा की गई अपील लम्बित हो अथवा अपील 
करने की अवधि व्यतीत न हुई हो , अथवा किसी कर्मी के विरूद्व विभागीय 
कार्यवाही प्रचलित हो तो ऐसे कर्मियों को भी पदोन्नति प्रक्रिया में सशर्त . 
सम्मिलित किया जायेगा, यदि परीक्षा प्रक्रिया के मध्य ऐसे कर्मी की अपील 
निरस्त / अस्वीकृत हो जाती है अथवा विभागीय कार्यवाही में दण्डित होता है तो 
सम्बन्धित कर्मी को रिट याचिका दायर करने का अधिकार होगा परन्तु यदि 
सम्बन्धित कर्मचारी निर्धारित समयअवधि में याचिका दायर कर विभाग को सूचित 
करने में असमर्थ रहता है तो उसे उसी स्तर पर चयन प्रक्रिया से बाहर कर 
दिया जायेगा, यदि ऐसे कार्मिक की अपील / विभागीय कार्यवाही / रिट याचिका 
परीक्षा प्रक्रिया के दौरान निस्तारित न हो पाये तो लम्बित अपील / विभागीय 
कार्यवाही के निर्णय की प्रत्याशा में उनका चयन परिणाम लिफाफे में सील - बन्द 
कर दिया जायेगा । निलम्बित कर्मियों को भी निर्णय की प्रत्याशा में पदोन्नति 

प्रक्रिया में सम्मिलित किया जायेगा । 
वरिष्ठता का निर्धारण वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति देने हेतु आरक्षियों की वरिष्ठता सूची 

निम्नलिखित मापदण्डों के आधार पर निर्धारित की जायेगी: 
( क ) मौलिक नियुक्ति की तिथि । 
( ख) मौलिक नियुक्ति की तिथि एक ही होने पर जन्मतिथि - जिसकी आयु अधिक 

होगी वह वरिष्ठ माना जायेगा । 
( ग) मौलिक नियुक्ति की तिथि तथा जन्म तिथि दोनों के समान होने पर आरक्षी पद 

हेतु आर0 टी 0 सी 0 की ट्रैनिंग की समाप्ति पर लिखित एंव बाह्य परीक्षा के कुल 

प्राप्तांकों के आधार पर निर्धारित होगी । 
( घ) मौलिक नियुक्ति की तिथि, जन्म तिथि तथा आरक्षी पद हेतु आर0 टी 0 सी 0 की 

परीक्षा में कुल प्राप्तांक समान होने पर आर.टी.सी. ट्रैनिंग की वाह्य परीक्षा के 
प्राप्तांक के आधार पर निर्धारित की जायेगी । 


4 . 


प्रशिक्षण 


5. मुख्य आरक्षी पदोन्नति प्रशिक्षण हेतु चयनित अभ्यर्थियों को ऐसा आधारभूत 

प्रशिक्षण एवं व्यवहारिक प्रशिक्षण कराया जायेगा जैसा कि राज्य सरकार या 
विभागाध्यक्ष द्वारा विहित किया जाये । 


पदोन्नति आदेश 


6. निर्धारित आधारभूत प्रशिक्षण / व्यवहारिक प्रशिक्षण सफलता पूर्वक उत्तीर्ण करने 

वाले कर्मियों को मुख्य आरक्षी नागरिक पुलिस / अभिसूचना एवं सशस्त्र पुलिस के 
पद पर पदोन्चति प्रदान किये जाने विषयक आदेश मुख्यालय स्तर से निर्गत किये 
जायेंगे । 


आज्ञा से , 


आनन्द बर्द्धन , 
प्रमुख सचिव । 


TT 11 


GTRIOUS 7010, 01 ferere , 2018 go ( 31461YT 10 , 1940 9 407 ) 


779 


In pursuance of the provisions of clause ( 3 ) of Article 348 of " The Constitution of The India ", 
the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification 
No. 1211 /XX - 7–2018-01(63) 2016 Dehradun , Dated November 19 , 2018 for general information . 


NOTIFICATION 


Miscellaneous 


November 19 , 2018 


No. 1211/XX - 7-2018-01 (63 )2016 -- In exercise of the powers conferred under sub -section (1) of 
section 87 read with Section 3 of the Uttarakhand Police Act, 2007 (Act no . 1 of 2008 ) and all other powers 
enabling him in this behalf and in supersession of all existing rules issued in this behalf the Governor is 
pleased to make the following service rules for the purpose of selection ,Promotion etc. ofPolice Constable 
and Head Constable (Civil Police , Intelligence and Armed Police ) ofUttarakhand Police : 


THE UTTARAKHAND POLICE CONSTABLE AND HEAD CONSTABLE (CIVIL POLICE , INTELLIGENCE 

AND ARMED POLICE ) SERVICE RULES , 2018 


PARTI 


GENERAL 


Short title and 
commencement 


1. (1) These rules may be called the Uttarakhand Police Constable and 

Head constable (Civil Police, Intelligence and Armed Police ) Service 
Rules, 2018 


(2 ) They shall come into force from the date of their publication in official 

Gazette . 


Status of the service 


2. The Uttarakhand Police Constable and Head Constable service is a 

service comprising Group " C " Posts . 


Definitions 


3. In these rules unless there is anything repugnant in the subject or context : 


(a ) Act means , the Uttarakhand Public Services (Reservation for 

Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes), 
Act, (Uttarakhand adaptation and modification) Order, 2002 as 

amended from time to time; 
(b ) Appointing Authority means, the Superintendent of Police ; 
(c) Citizen of India means , a person who is or is deemed to be a 

citizen of India under Part II of the Constitution ; 


(d ) Constitution means, the Constitution of India .; 
(e ) Government means, the State Government of Uttarakhand ; 
(f) Governor means, the Governor of Uttarakhand ; 
(g ) Head of the Department means , the Director General of Police , 

Uttarakhand ; 
th ) -Member of service means, a person - substantively appointed under 

these rules or orders in force prior to the commencement of these 
-rules-to - a post in the cadre of the service; 


780 


BTRIGUE PUC, 01 f6140€ , 2018 0 (312 ET40 10 , 1940 94 H 200 ) 


PTT 1 


(i) Other Backward Classes of citizens means , the backward classes 

of citizens specified in Schedule 1 ofthe Act; 
(i) Police Head quarters means, the office of the Director General of 

Police, Uttarakhand at Dehradun ; 
(k ) Service means , the Uttarakhand Police Constable and Head 

Constable Service ; 
(1) Selection Committee means , a selection committee constituted by 

the Police Head quarters for the selection of candidates for 

appointment/promotion to the post of the Service; 
(m ) Year of recruitment means, a period of twelve months commencing 

on the 1st day of July of the calendar year; 
(n ) Selection Commission means , Uttarakhand Subordinate Service 

Selection Commission . 


PART II 


CADRE 


Cadre of service 


4. (1) The strength of the service and of each category of post therein shall 

be such as may be determined by the Government from time to time. 


(2 ) Unless until order have not been issued to make change under Sub 

Rule (1) the strength of the service and of each category of posts is 
given in Annexure - 1: 


Provided that : 


(i) The appointing authority may keep unfilled or the Governormay 

hold in abeyance any vacant post, without thereby entitling any 

person to compensation. 
( ii) The Governor may create time to time such additional 

permanent or temporary posts as he may consider proper. 


PART III 


RECRUITMENT 


Source of recruitment 


5. Recruitment to the various categories of posts in the service shall be made 

from the following sources : 
(1 ) Constable -Hundred percent of the posts of Constables to be filled 

up by direct recruitment. 
( 2 ) Head Constable- (i) The recruitment of the 50 percent of the 

vacancies of Head Constable shall be made by promotion through a 
departmental examination held amongst the constables who must 
have not attained the age of 45 years on the first day of selection 
year and must have rendered at least 15 years of complete service 
on the post of constable . 
(ii) The remaining 50 percent of the vacancies shall be made from 

amongst such , who have completed 05 year of service as such. 
on the first date of the selection year, on the basis of seniority 
subject to rejection of unfit. 


ITI 11 


BaIGUS TUE, 01 fax40€, 2018 şo (3TUGTYT 10, 1940 T5 Han ) 


781 


Reservation 


6. the reservation for SC /ST /OBC and other categories of Uttarakhand State 

shall be in accordance with the orders of the Government in force at the 
time of the recruitment. 


PART IV 


QUALIFICATIONS 


Qualifications 


7. A candidate for direct recruitment to a post in the service must be 


(a ) 


A Citizen of India . 


(6 ) 


Must have got registered his name in any employment exchange in 
Uttarakhand as on the last date of submission of application form . 
The candidates serving in Government services will have to 
compulsorily enclose no -objection certificate from the competent 
officer of their department in original. The ex -armymen must have 
got their names registered in any district of Uttarakhand , in the 
concerned District Ex -Servicemen Welfare and Rehabilitation Office. 
For this purpose , 

the 

ex- army men must enclose the registration card 
from the office of District Ex-Servicemen Welfare and Rehabilitation , 


Educational 
Qualification 


8. For direct recruitment to the post of constable , the candidate must have 

passed intermediate examination which has got recognition from 
Uttarakhand Board of Secondary Education Ramnagar, Nainital or has 
qualification equivalent to it. 
Preferential Qualification - In matter of direct recruitments , other thing 
being equal, a candidate shall be given preference ; 
( 1) Served in the Territorial army for a minimum period of two years , or 
( 2 ) Obtained a " B " Certificate of National cadet corps. 


Age 


9. A candidate for direct recruitment to the post of Constable must have 

attained the minimum age of 18 years and must not have attained the 
maximum age of 22 years in case of a male candidate and in the case of a 
female candidate , she must have attained the minimum age of 18 years 
and must not have attained the maximum age of 25 years : 

Provided that, the upper age limit in the case of candidates belonging 
to the Scheduled Castes , Scheduled Tribes and such other categories as 
may the upper age limit would be higher by such years as is specified in 
the concerned Act and Government orders as stipulated . 


Character 


10. The character of a candidate for direct recruitment to a post in the service 

must be such as to render him suitable in all respects for employment in 
Government Service. The appointing authority shall satisfy himself in this 
regard . 
NOTE : The candidate dismissed from the service of Union Government or 

from any State Government or any local authority or any person 
working under the control of any corporation or body corporate , 
under the control of the State Government shall not be eligible for 

the such appointment. The candidate against whom any offence 
Chas been proved on accountofmoral turpitude , shall not be eligible 
for such service . 


782 


BTINGUE 16C, 01 fassat, 2018 ļo (3148144 10 , 1940 T 407) 


[ATT 1 


Marital Status 


11. A male candidate , who has more than one wife living or female candidate , 

who has more than one husband living, shall not be eligible to the post in 
the service, provided that the governmentmay, if Satisfied that their exist 
special grounds for doing so, exempt any person from the operation of this 
rule , 


Physical fitness 


12. No candidate shall be appointed to a post in the service by direct 

recruitment unless he is in a good mental and physical health and is not 
suffering from such physical defect likely to interfere with the efficient 
performance of his duties , Before a candidate is finally recommended for 
appointment, it is expected from him that he shall pass the examination of 
Medical Board . 


PART V 


PROCEDURE FOR RECRUITMENT 


Determination of 
vacancies 


Selection Committee 


13. The vacancies for direct recruitment shall be notified in the following 

manner : 
(1) By making advertisement in atleast 02 daily newspaper which has 

gotwide circulation in State ; 
(ii) By affixing notice on the notice board of each District office/Police 

Line and by advertisement through other employment news paper. 
(ili) By notifying vacancies to employment office . 
14. For conducting recruitment process the district-wise selection committee 

shall be constituted by Police Headquarter whose Chairman /Members 
shall be as under . 
(1) Senior Superintendent of Police /Superintendent of Police level 
01 Officer 

Chairman , 
(2 ) Additional Superintendent of police/Deputy Superintendent of police 
level 02 Officer 

Member, 
The selection Committee shall also includes Officer from 
scheduled caste /scheduled tribe categories . 


Procedure for direct 
recruitment 


15. The direct recruitment to the post of constable shall be made in the 

following manner: 
( A ) Application Form : 

(i) A candidate shall fill the application form for one district only . In 

the case of application form submitted in more than one district 
all the applications of the candidate shall be rejected Legal 
action shall be initiated against a candidate whose certificates 

alongwith the application forms are found fake. 
(ii) The advertisement for such recruitment shall contain the 

description of all Rules and Regulations, wherein the 
informations regarding educational qualification , age and 
minimum qualifying standards for each category of Physical 
Standard_.Test, Physical Efficiency_Test, Medical fitness and. 
minimum qualifying marks for written examination subject wise 
and other important guidelines shall be mentioned ; 


PTT 1 ] 


BUE TOT, 01 f4 & 4, 2018 ļo (31U5TTU 10. 1940 90 1400 ) 


783 


(ii ) For recruitment, the application form of the candidates shall be 

printed and the forms completely filled in and attached with all 
the necessary enclosures shall be submitted in the office of 
Senior Superintendent of Police /Superintendent of Police 
(Recruitment Center) shall be submitted upto 5:00 pm by the 
last date of submission . The application form can also be 
submitted to the prescribed recruitment centre directly on any 

working day: Incomplete form shall not be entertained in any case . 
( iv ) Two self -attested photos of the candidate shall be affixed at the 

appropriate place . 
(V ) The application form shall be accompanied with two envelopes 

of 11 X 4 inches on which 5 /- postage stamps shall be affixed 
with the name and address of the candidates clearly mentioned 
thereon alongwith two self attested latest coloured passport 
size photos, which shall be utilized for the purpose of issuance 
of admit card . 


(vi) The application form as per advertisement should be printed on 

A4 size paper and prescribed fee deposited in the Government 
treasury by means of challan shall be presented in the Office of 
Recruitment Centre , 


(vii) Every application form as far as possible should accompany the 
certificates of 

age , high school, intermediate and 
graduation /post graduation , Home Guard certificate , caste 
certificate and certificate of dependent of freedom fighter and 
attested copies of other required certificates . 


It would be compulsory to submit the application forms 
(complete in all respect ) in the office of Senior Superintendent 
of Police /Superintendent of Police (Recruitment Centre ) . 


(B ) Admit Card : 


All the copies of certificates submitted by a candidate shall be 
examined before issuance of the Admit Card . If any certificate which 
is shown to be annexed with the application form , is not found 
attached, the application form of the candidate may be rejected . After 
getting the Application Form examined through computer, the 
computerized Admit Card shall be issued to eligible candidates. For 
the Physical Standard Test, Physical efficiency Test and Medical 
Test, the code /name/postal address/venue of the test along with the 
date and time, shall be clearly mentioned in the Admit Card . 
Information related to date fixed for recruitment may be provided to 
candidates through news paper by in -charge of concerned 
Recruitment centre . such document as required for examination by 
candidate shall be mentioned clearly on Admit Card . Admit Card 
should reach at least one week prior to the Physical Standard Tests . 

the Admit Card is not received by a week before the start of 
the test, the candidate may contact the concerned District Office . 


In case , 


784 


UTICUS GC, 01 feHGP, 2018 0 ( TUTETTU 10 , 1940 Fø Haq ) 


ATT 1 


(C ) Physical Standard Test : 

All eligible candidates shall appear for a Physical Standard Test 
of a qualifying nature , the procedure of which is given in Appendix -2 . 
(D ) Physical Efficiency Test : 

The candidates , who are declared successful in the Physical 
Standard test under rule 15 (C ) shall be required to appear in a 
Physical Efficiency Test of a qualifying nature , the procedure of 
which is given in Appendix -3 . 


(E ) Written Examination : 

The candidates declared successful in Physical Efficiency Test 
shall be required to appear in Written Examination , the procedure of 
which is given in Appendix -4 . 


(F ) Final selection /Merit list : 

The related senior superintendent of police /superintendent of 
police (In - Charge recruitment centre ) shall District-wise prepare the 
final merit list of the candidates, who have cleared their written test, 
which shall be on the basis of aggregate marks of Physical Efficiency 
Test and the marks obtained in written test and on the basis of 
Reservation Rules and Seniority Rules under the prescribed 
provisions. In case of candidates securing equal marks. 

The candidate senior in age shall be given preference and if 
exceptionally their date of birth is the same, the candidate , who has 
secured higher marks in the written test shall be given preference 
and if also scored equal marks in the test, then the preference shall 
be given on the basis of marks scored in Physical Efficiency Test. 
The list of finally selected candidates shall be affixed on the notice 
board and shall be published in the website of Police Department 
and also in the local news papers. No waiting list of the selected 
candidates shallbe prepared . 


(G ) Medical/Health Examination - Candidates, who qualify written exam 

shall have medical exam which shall be as mentioned in 
Annexure - 5 


Affidavit 


16. The candidates finally selected in the medical test shall be required to give 

an affidavit on prescribed format on a non -judicial stamp paper duly 
notarized by the notary . The format of the affidavit shall be provided to the 
candidates finally selected in the medical examination by Selection 
Committee . 


Character verification 


17 . 


Before issuance of the appointment letter, it would be necessary to 
complete the character verification of the candidate. The character of the 
candidate and the record of their criminal activity shall be got verified . If in 
the character verification or from any other source it comes to the notice 
that the candidate has concealed such -facts which may disqualify him from .. 
the selection , then not only his candidature shall be rejected but legal 
action shallbe taken against him. 


IT 1] 


BETEGUS TURC , 01 Aud !, 2018 ļo (31464T 10 , 1940 94 987 ) 


785 


Bond 


18. The candidates finally selected qualified the medical test shall be 

required to give a bond to the effect that if they serve the letter of 
resignation within 05 years from the commencement of the training or they 
are removed from the service or the service is left by the said candidate , 
then as per rules, they shall be required to refund the police department, 
the amount incurred in their training or the salary given to them . 


Appointment letter 


19. Candidates, finally selected /successful in the medical test, shall be given 

appointment letter in the prescribed format by the Appointing Authority. 
The prescribed format of appointment letter shall be provided to the 
concerned officer by the Police Head quarters . 


Training 


20. The selected candidates shall be required to undergo such training as 

prescribed by the State Government orHead ofDepartment. 


Exam Fees 


21. Exam Fees shall be taken in accordance with exam fees prescribed by 

Uttarakhand Government for other exam of Group C at that time. 


Probation 


22. (1) A person on substantive appointment to a post in the service shall be 

placed on probation for a period oftwo years . 


(2 ) The appointing authority may , for reasons to be recorded , extend the 

period of probation in individual cases , specifying the date up to which 
the period is extended : 


Provided that, except for exceptional circumstances , the period of 
probation shall not be extended beyond one year and in no 
circumstances, beyond two years , 


(3 ) 


If it appears to the appointing authority at any point of time that during 
or at the end of the period of extension of probation that a probationer 
has not made proper utilization of his opportunities , or otherwise fail 
to provide satisfaction then he can be reverted to his substantive post, 
if any, and in case if he does not hold a lien on any post, his services 
may be dispensed with . 


(4 ) A probationer, who is reverted or whose services are dispensed with 

under sub -rule (3) shall not be entitled to any compensation . 
(5 ) The appointing authority may allow continuous service , rendered in an 

officiating or temporary capacity in a post included in the cadre or any 
other equivalent or higher post, to be taken into account for the 
purpose of computing the period of probation , 


786 


BOGUE TUTC , 01 fexuar, 2018 O BUSTYU 10, 1940 Th Ha) 


भाग 1 


PART VI 


PROMOTION PROCEDURE 


Selection committee 


23. For conducting promotion process of the eligible candidates the selection 

committee shall be constituted by Police Headquarter whose Chairman / 
Members shall be as under : 
(1) 01 officer of Deputy Inspector General of Police / 
Superintendent of police level 

Chairman , 
(2 ) 03 officer Additional Superintendent of police/ 
Deputy Superintendent of police level 

Member. 
The selection committee shall also comprise officer from scheduled 
caste /scheduled tribe categories. 
To assist the selection committee on its request other officers / 
employees may be appointed . 


Procedure for 
Promotion 


24. The promotion to the post of Head Constable shall be done from amongst 

the eligible candidates through promotion as under: 
( a ) 50 percent vacancies to be filled through departmental exam . Only 

those candidates who have not completed 45 years of age shall be 

entitled for departmental exam . 
(b ) 50 percent of the remaining post for promotion shall be filled by 
selection on the basis of seniority subjected to rejection of unfit . 

The detailed procedure for selection process to the post of Head 
Constable through departmental test (for Head Constable , Civil 
Police and Intelligence in Annesxure -6 and for Head Constable 
Armed Police in Annexure - 7 ) and on the basis of seniority (Civil 
Police and Intelligence and Armed Police ) leaving behind the unfit as 

given in Annexure- 8 . 
(c) The further promotion to promoted Head Constable ( Cadre and 

ranker) shall be permissible only in allotted Cadre after promotion . 
25. Such trained head Constables, who have completed 16 years of regular 

and satisfactory service in their original post ( including their service as 
constable) and who have been sanctioned the pay scale of similar post of 
Sub -Inspector shall be given the name of head Constable (promotional 
pay -scale ). 

The uniform ofHead Constable (promotional pay -scale) shall be same 
as Assistance Sub Inspector (M ) and work shall be determined by the 
head of department. 


Other provisions 
related to designation 


PART VII 


CONFIRMATION , SENIORITY , SALARY etc. 


Confirmation 


26. Under the provisions of Rule 22, the candidate , who has completed his 

probation period successfully shall be confirmed , by Appointing Authority , 
if : 
(a ) He has successfully completed the prescribed training. 
(b ) His work and conduct has been found to be satisfactory . 
TC ). His integrity has been certified . 


T 1] 


BAGUS GC , 01 fHRY, 2018 ļo (May 10, 1940 95 Haq ) 


787 


Seniority 


27. (a ) The seniority of the persons appointed substantively shall be 

determined on the basis of Uttarakhand Government Servant 
Seniority Rules , 2002 as amended from time to time . 


At the time of promotion process etc., a cadre wise seniority list 
shall be prepared for the employees of Civil Police and Intelligence . 
(b ) Seniority of head Constable selected /appointed on the basis of 

Departmental Selection Exam will be prepared on the basis ofmerit 
list of examination . 


(c) In a selection year seniority of Head Constable appointed on the basis 

of departmental promotion and seniority will be prepared by the Head 
Constable selected through departmental exam by promotion in that 
condition their seniority wherever possible shall be determined on the 
basis of quota fixed , for both the sessions , in cyclic order the first 

place shall be given to the person appointed by promotion . 
(d ) Service of the candidate selected for the post of head Constable 

through departmental exam /promotion shall be calculated from 

starting of P.T.C. training period . 
28. (1) The Admissible pay-scale of the persons appointed on various posts 

in the service shall be such as prescribed by the Government from 
time to time. 


Pay - Scale 


(2 ) The candidate appointed at the post of Constable shall be given pay 

scale as prescribed by the Government. The pay scales at the 
beginning of these rules shall be as under : 


(a ) Head Constable and Constable (Civil Police and Intelligence) 


-- 


Designation 

Pay Scale 
Head Constable , Civil Police (Male ) 

* 25,500-81,100 , 

pay matrix level-4 
Head Constable , Civil Police (Female ) 

* 25,500-81,100 , 

paymatrix level 4 
Head Constable Intelligence 

* 25,500-81,100 , 

pay matrix level- 4 
Constable , Civil Police (Male ) 

* 21,700-69,100 , 

pay matrix level- 3 
Constable , , Civil Police (Female ) 

* 21,700-69,100 , 

paymatrix level- 3 
Constable, intelligence 

* 21,700-69,100 , 

paymatrix level- 3 
(b ) Head Constable and Constable (Armed Police ) 
Designation 

Pay Scale 
Head Constable , Civil Police (Traffic , BDS, JalPolice etc.) 25,500-81,100 , 

pay-matrix level-4 
Constable , Civil Police (Traffic , BDS , Jal Police etc.) 

* 21,700-69,100 , 
pay-matrix level- 3 


788 


BRIQUE " UC, 01 fauttelę , 2018 0 ( 31UERTUT 10, 1940 1949 ) 


( 141411 


PART VIII 


OTHER PROVISIONS 


Canvassing 


29. No recommendations, either written or oral, other than those required 

under the rules applicable to the post of service shall be taken into 
consideration . Any attempt on the part of a candidate to enlist support 
directly or indirectly for his candidature shall disqualify him for 
appointment. 


Regulation of other 
matters 


30. In regard to the matters not specifically covered by these rules or special 

orders , persons appointed to the service shall be governed by the rules 
regulations and orders applicable generally to Government Servants 
serving in connection with the affairs of the State . 


Annual Medical 


examination during 
service period 


31. Every Constable and Head Constable shall compulsory go under a 

medical examination according to the Government Order at that time. The 
medical examination shall be carried out by the Chief Medical Officer 
under suitable rules . 


Relaxations from the 


conditions service 


32. Where the State Government is satisfied that the operation any rule , 

regulating the conditions of service of appointed persons to the service 
causes undue hardship in any particular case , it may , not with standing 
anything contained in the rules applicable to the case, by order, dispense 
with or relax the requirements of that rule to such extent and subject to 
such conditions as itmay consider necessary for dealing with the cases in 
just and equitablemanner. 


Savings 


33. Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions 

required to be provided for the candidates belonging to the Scheduled 
Castes , Scheduled Tribes , Other Backward Classes and other special 
categories of persons in accordance with the orders of the Government 
issued from time to timein this regard , 


ETT 1] 


Bargus TUT, 01 fquie , 2018 $0 (3TERU 10 , 1940 yio ) 


789 


Annexure - 1 


See Rule - 4 


(a ) Head Constable and Constable (Civil Police and Intelligence ) : 


Sr. No. 


Sanctioned allocation 


1 . 


966 


Designation 
Head Constable , Civil Police (Male ) 
Head Constable , Civil Police Female ) 
Head Constable, Intelligence 


2 . 


76 


3 . 


320 


Total 


1362 


1 . 


7392 


2 . 


Constable , Civil Police (Male ) 
Constable , Civil Police Female) 
Constable , Intelligence 


698 


3 . 


472 


Total 


8562 


(b ) Head Constabie and Constabie (Armed Police ) : 


Sr.No. 


Sanctioned allocation 


1 . 


Designation 
Head Constable , Armed Police (Traffic , BDS, Jal Police , etc. ) 
Constable, Armed Police (Traffic, BDS , Jal Police , etc.) 


985 


2 . 


3565 


NOTE : For the posts of Traffic , BDS, Jal Police etc., the shortage of employees may be fulfilled from other 

caders, but their lien shall continue to exist in their original cadre. 


790 


BAIGUS ITUC, 01 fqueR , 2018 0 (39rU 10 , 1940 197 Haq ) 


CAN11 


Annexure - 2 


See Rule - 15 (C ) 


Physical Standard test for direct recruitment to the post of Constable 


1 . 


Physical Standard 

st 


For the male and female candidates minimum physical norms are as 
un 


: 


(A ) Minimum physical norm for male candidates : 

(i) Height 
Minimum height for General/Other Backward Class and 165 cm 
Schedule Caste candidates 
Minimum height for the candidates ofhill area 

160 cm 
Minimum height for candidates of Schedule Tribe 

157.5 cm 
(ii) Chest measurement : 

without with 

expansion expansion 
General/Other Backward Class and 

78.8 cm 83.8 cm 
Schedule Caste candidates 
For Hill area /Schedule Tribe candidates 

76.3 cm 

81.3 cm 
NOTE : 05 centimeters expansion is compulsory in the chest. 
( B ) Minimum physical norm for female candidates : 

(a ) Height 
Minimum height for General/Other Backward Class and 152 cm 
Schedule Caste candidates 
Minimum height for the candidates of hill area 

147 cm 
Minimum height for candidates of Schedule Tribe 

147 cm 
(b ) 45 kg ofminimum weight is compulsory : 
2. Determination of Hill Area - Dehradun - Entire Chakrata Tehsil and the 

area above the height of Rajpur and Mussorie Hill area situated between 
Ganga and Yamuna rivers towards north and east of Dehradun Tehsil. All 
the area above mountain road ofNainital and Garhwal including Kotdwar; 
and the entire area of Pithoragarh , Almora , Chamoli, Tehri Garhwal and 
Uttarkashi Districts . 
All the area of newly created Districts of Bagheshwar, Rudraprayag and 
Champawat, since earlier they were parts of District Almora, Chamoli and 

Pithoragarh , shallbe considered as Hill.Area.” 
3. Stadium /Police Line wherever the test is being conducted , shall display 

very specifically the minimum physical standards for such test on the notice 

board priority before conducting the examination . 
4. In whole of the State , the physical standard test shall be conducted in the 

Police Line/Stadium . The number of candidates for the particular day shall 

be determined by officer-in -charge of the RecruitmentCentre . 
5. The compulsory videography of Physical Standard Test shall be done in 

the supervision of in - charge of Recruitment Centre , 
6. Members of the Recruitment Board if found giving wrong report 

intentionally shall be liable for legal action . 
7. The result of this qualifying examination shall be announced by the 

examiner on mic and shall-- also- be displayed on the notice -board 

immediately after the completion of test. 
-8 . - For the physical standard_test_only_the standardized equipments shall be 

used which have been certified by Indian Standard Institute . 


--- 


TT 1 ] 


791 


BAGUS foc, 01 f& # 4 , 2018 $ 0 (36Y 10 , 1940 1 1970) 

Annexure - 3 


See Rule - 15 (D ) 


Physical efficiency test for direct recruitment 


1 . 


Following is the particulars of items/item wise prescribed marks for male and female candidate : 
( A ) For the male candidates item / item wise marks are as under : 


Name of Item 


Distance /time 


Marks 


SI. 
No. 


1 . 


50 


meters 


10 


Cricket ball throw 
(Max Marks 20 ) 


55 


meters 


12 


60 


meters 


14 


65 


meters 


16 
20 


70 


meters 


2 . 


13 


feet 


10 


Long Jump 
(Max Marks 20 ) 


14 


feet 


12 


15 


feet 


14 


16 


feet 


16 


17 


feet 


18 


18 


feet 


20 


3 . 


5 


10 


Chining up (Beam ) 
(Max Marks 10 ) 
(candidate may do any one under 
grip /over grip ) 


7 


12 


8 


14 


times touching 
times touching 
times touching 
times touching 
times touching 
in two minutes 


9 


16 


10 


20 


4 . 


50 


04 


(A ) Sit-ups 

(Max Marks 10 ) 


65 


in two minutes 


06 


80 


in two minutes 


08 


100 


in two minutes 


10 


25 


in four minutes 


04 


35 


in four minutes 


06 


(B ) Sitting exercise 
(Max Marks 10 ) 
{ It is compulsory to obtain minimum 
10 marks in sit-ups and sitting 
exercise ) 


50 


in fourminutes 


08 


75 


in four minutes 


10 


5 . 


In 20 minutes 


10 


Running/walking (03 km ) 
(Max Marks 20 ) 


in 18 minutes 


12 


14 


In 16 minutes 
In 14 minutes 
In 12 minutes 


18 


In 10 minutes 


20 


792 


[ATT 1 


Bague 6 € , 01 R& H , 2018 so (3706744 10 , 1940 ya 49a) 
( B ) Following is the particulars of items/item wise prescribed marks for female applicants : 


Si. 
No. 


Name of item 


Distance / time 


Marks 


1 . 


16 


meters 


10 


Cricket ball throw 
(Max Marks 20 ) 


20 


meters 


12 


24 


meters 


14 


16 


28 meters 
32 meters 


20 


2 . 


08 feet 


10 


Long Jump 
(Max Marks 20 ) 


09 feet 


12 


10 feet 


14 


11 feet 


16 


12 feet 


18 


13 feet 


20 


3 . 


16 Sec 


10 


Running 50 Meter 
(Max Marks 20 ) 


15 Sec 


12 


14 Sec 


14 


13 Sec 


16 


12 Sec 


18 


11 


Sec 


20 


4 . 


29 


Sec 


10 


Shuttle Running (25X4 meter) 
(Max Marks 20 ) 


28 


Sec 


14 


27 


Sec 


18 


26 


Sec 


20 


5 . 


55 


times in one minute 


10 


Skipping 
(Max Marks 20 ) 


60 


12 


65 


times in one minute 
times in oneminute 
times in one minute 


14 


70 


16 


75 times in one minute 


18 


80 


times in one minute 


20 


2. The above physical efficiency test shall be of 100 marks . 


3 . 


The compulsory videography ofphysical efficiencytest ofcandidate in every item shall be done 
in the supervision ofin -charge of Recruitment Centre . 


4 . 


in the physical efficiency test the candidate is required to score 50 percentmarks in every item . 
Any candidate , who score less then 50 percentmarks in any item shall be declared ineligible for 
the test and be shunted out of the same. 


PTT 1] 


BERGUE TÚc, 01 faytoy, 2018 ļo (39EYU 10 , 1940 99 TCU) 


793 


5 . 


In the physical efficiency test signature of the candidates shall be obtained on attendance pro 
forma in every item of test. 


6 . 


The officer in -charge of recruitment centre shall in advance prepare the list/table of the 
candidates and the name of only twenty candidates shall be written on one sheet. The examiner 
after noting down the marks in themarksheet of all the candidates shall sign the same and affix 
his seal and seal the envelope , with roll numbers andnameof itemsof the testwritten outside the 
envelope and it shallbe handed over to the chairman ofthe selection committee . The examiner is 
required to be carefulwhile preparing themarksheet and there should be no cutting, overwriting in 
the marksheet of physical efficiency test and if even any cutting takes place even after caution he 
would sign the same and get it countersigned by the chairman . All the entries on themarksheet 
shall be written with the pen and not with the pencil. Each day after the physical efficiency test of 
the candidates its result shall be kept in the sealed envelope . 


7 . 


All the unsuccessfulcandidates shall be provided their marksheet and it would be entered in the 
records simultaneously, the slip of marksheets shall be prepared on the prescribed format in 
duplicate and on every item its marks shall be mentioned . In whichever item the candidate has 
failed he shall immediately by provided itsmarksheet, with its entry in the list and on the second 
copy the signatures of the candidates shallbe secured and all these results shall be displayed 
on the notice board of examination center for the information of generalpublic . 


8. If on any day test of any item of test remains incomplete due to any reason , then themarksheet 

concerning the same shall be kept in sealed cover in the safe of quarter guard . On the next day 
only on commencement of the test. The advance test shall be taken by taking it out from the 
safe . 


9 . 


For the physical efficiency test examination only the standardized equipments approved by 
Indian Institute of Standards shall be used , 


794 


[ TTT 1. 


BAIGUS TUC , 09 GT , 2018 ļO (3154U 10 , 1940 o 790 ) 

Annexure - 4 


See Rule - 15 ( E ) 


Written test 


Written Test 


1. Only the candidates, who are successful suitable in physicalmeasurement 

and physical efficiency te shall be allowed to appear in the written test. 


2. The written test shall be conducted by the institution authorized by 

government at that time. 


3. It would be ensured that the candidates have been issued Admit Card one 

week before the commencement of the examination . If any candidate 
doesn t get the Admit card one week earlier, he may contact the concerned 
board /recruitment centre of concerned district or its helpline /mobile/ landline 
telephone or through website and may get the duplicate copy of the same. 
The candidates may also be informed about the test through newspapers 
by the officer- in - charge of concerned recruitment centre. 


4. The written test shall be held in the whole of the state on same date and 

time and the duration for written test shall be 90 minute . 


5. The written test shall be multiple choice objective test where 70 marks shall 

be for general knowledge and 30 marks for Hindi. In this way the written 
test shall be objective test of 100 marks. 


6. In the written test the candidates ofunreserved and OBC category shall be 

required to score minimum 50 percent marks and those of schedule 
caste /schedule tribes shall be required to score 40 percentmarks . 


7. The above objective test shall consist of 01 question paper. In the 

evaluation of the question paper every right answer shall be given 
01marks and for wrong answer 0.25 negative marking shall be given . The 
Question booklet of the written test after the test may be taken away by the 
candidates. 


--- 


8. The OMR sheet for the written test shall be in three copies along with 

carbon copy . The first sheet shall be forwarded to concerned institution for 
evaluation. The second sheet shall be kept in double lock in the 
supervision of the in -charge of Recruitment Centre and the third sheetmay 
be taken away by the candidate . 


9. After the written test, the answer keys shall be published on the website of 

concerned selection commission and Uttarakhand Police . 


10. The institution that has conducted the written test shall provide the result of 

written test to the police headquarters . The police headquarters after getting 
the result of written test from the concerned institution shall forward the 
same to the officer-in -charge of each recruitment centre for preparing the 
final results. The marks - scored in written test shall also be published on . 
Uttarakhand Police Website . 


ATT 1] 


BTRIQUE E , 01 fester,_2018_go_ (352L10_1940 90 746 ). 


795 


Annexure -5 
See Rule - 15 (G ) 


Medical/Health Examination 


The Medical test shall be conducted by the Medical Board in supervision of Gazetted 
Officer /Member duly nominated by the Chairman of Selection Committee. The Medical 
examination forms shall be filled by the concerned Reserve inspector (R.I.) appointed in the 
District Recruitment Centre and he shall get these forms signed by the candidates. The 
Officer In -charge of the concerned Recruitment Centre Senior Superintendent of Police 
/Superintendent of Police shall communicate with chief medical officer for conducting 
medical test by constituting medical board . The finally selected candidates on the post of 
Constable shall not be required to pay any fees as per the rules. The necessary requirements 
for medical examination are as under: 

"The candidate should be medically fit. The eye sight in one eye should be 6/6 ånd in 
the other eye should not be less than 6 19, which means the person working without 
spectacles with his right hand should have vision for right eye 6/6 and the candidate working 
with left hand should have vision for left eye 6/6 . He should be free from blindness/defect in 
sight. Knocking-knee, flat- feet, bow - leg, varicose- veins and other abnormalities which may 
be a defect in performing the duties , shall be considered as ineligible. 


Note: The medical board shall also conduct test for Knocking-knee, bow -legs, flat-feet 
varicose -veins, far and near vision, color blindness, hearing test, which may include Re-naze 
test, webbers test and vertigo test, shall also be conducted by the Medical Board. 


The members of Medical Board who are found giving wrong report, shall be liable for 
Penal action . Themedical test is only of qualifying nature, which shall have no effect on the 
merit list. 


.. 


BATOUE UT, 01 faxe, 2018 go (HUERUT 10 , 1940 yo ha) 


[ ATT 1 


Annexure - 6 

See Rule - 24 (B ) 
Provincial Eligibility Examination process for entry to head constable civil police and Information 

unit through departmental examination 
Eligibility 

1. In the provincial eligibility examination for the post of Head Constable civil 

police / Intelligence Unit the constable /Civil Police /constable Intelligence Unit 
and constable Armed Police, shall appear and cadre shall be permissible on 
the basis of option . 

The head constables or the constables of the Armed Police , who have 
passed test for head constable Armed Police promotion test shall not be 

allowed to appear in this examination . 
Determination of 2. Constables , who have not attained the age of 45 years on the first day of 
Age 

selection year . 
Determination of 3. Constables have completed 05 year of service as such on the first date of the 
Service Period 

selection year, training must be included in the service period . 
Cadre division 4. The candidate must have been finally allotted State of Uttarakhand by the 

Government of India and presently he must be in service of Uttarakhand 

Government. 
Service records 5. The service records for the last 05 years must be satisfactory and no adverse 

entry have been made , in the last 05 years integrity must not have been 
withheld , 

Provided that if he appeal of the punished employee is pending or the 
period for the appealhas not elapsed or the departmental proceeding is under 
process , the said candidate shall be allowed to appear conditionally for the 
above examination , but if during such examination process , his appeal is 
dismissed /rejected or he is punished during departmental proceedings then 
concerned candidate shall be ousted from the promotional process but if the 
appeal/departmental proceeding /writ petitioner of such employee is not 
finalized during the examination process, then the result shall be kept in a 
sealed envelope in anticipation of the decision of such appeal/departmental 
proceedings." Suspended employee shall be allowed to appear in the test in 

anticipation of the decision . 
Written test 

6. The written test shall be conducted by the institution authorized by 
Government. 

The particulars of the subjects and marks of thewritten is as under : 
SI, No. Subject 

Max Marks 
1 . General Knowledge and Hindi 

100 marks 


2 . 


Police Proceedings 


100 marks 


3 . 


Law 


100 marks 


Total 


300 marks 


For the written test one objective type paper containing three parts shall be 
prepared . The first part shall contain general knowledge and general Hindi, 
the second part shall contain police proceeding and the third one shall contain 
questions relating to law . All the question paper shall be of 300 marks having 
150 question . All questions shall be compulsory. Every question shall have 
02 marks and on every wrong answer one fourth marks shall be deducted . 
Question No. 1 to 50 shall be of General Knowledge /General Hindi. Question 
No. 51 to 100 shall be of police proceedings and question no. 101 to 150 shall 
be related to law . Two hours time shall be allotted to attempt the question 
paper. The General Knowledge /General Hindi question paper shall be of 
intermediate level. And of the police -processing and-law - question paper- shall 
normally be of that level, the knowledge of which is expected from the police 
personnel working in police department as head constable . To remain in 
further selection process , the candidatemust have obtained 50 percentmarks 


UNT 11 BARQUE NC, 01 fuar, 2018 ŠO (BUERUL 10, 1940 9 ya ) 

_797 
in each part of the question paperwhich shall be compulsory . The candidate , 
who shall fail in scoring 50 percentmarks in every part of the question paper 
shall be declared unsuccessful for the promotion and shall be shunted out 
from the selection process at that very level. The candidate securing 
50 percent marks in each part of the question paper shall have to undergo 

physical efficiency test (Running) . 
Physical Efficiency 7. The candidates , who have cleared the written test with minimum 50 % marks 
test 

shall be required to appear in the physical efficiency test in which the male 
candidate shall be required in a Running of 5 km in 35 minutes and the 
female candidates have to complete 3 km Running in 25 minutes . This 
physical efficiency test shall only be a qualifying test. The candidates , who 
shall not be successful in physical efficiency test (Running ) in the prescribed 
time period shall be declared unsuccessful and shall be ousted from the 

selection process . 
Evaluation of 

8. There shall be 50 marks for the service record , which shall be determined as 
Service Records 

under : 
1. Course (Max Marks 10 ) 
The specified course will be decided at the Directed General of Police level 
before issuance of advertisement based on the existing challenges before 
police in a transparentmanner. Marks of the course will be given depending 
on training period in the following way by a particular personnel after 
selection /appointed the post of constable : 
(a ) 3 days to 7 days course 

02 marks , 
(b ) 8 days to 14 days course 

04 marks, 
(c ) 15 days to 30 days course 

06 marks, 
(d ) One month and above 

08 marks . 
2. Award /Medal (max mark 25 ( (A + B = 25 marks) 
(A ) For every cash reward 

01 marks (Max 10 Marks) 
( B ) Medals 

(Max 15 Marks ) 
Hon ble President police medal 

10 marks , 
Hon ble Primeminister police medal 

10 marks , 
Police bravery award 

10 marks , 
Commendable police service medal 08 marks , 
Hon ble Governor medal 

06 marks , 
Hon ble ChiefMinister Award 

06 marks, 
Excellent service honormark 

04 marks, 
Commendable service honor medal 

02 marks 
3. Annual Target (Max Mark 15 ) 

Outstanding 02 marks on every target 
Very good /Excellent 

01mark on every target. 
4. Negative Marking 
(a ) For every adverse integrity/major punishment before the last 

5 years - 05 marks willbe deducted for every entry . 
(b ) For every minor punishment before the last 5 years - 02 marks shall 

be deducted for every entry . 
(C ) For every Petty offence before the last 5 years – 01 mark shall be 

deducted for every entry. 
For -the -purpose of evaluation of service--records confidential--target 
shall be calculated for the last 10 years and the calculation for the 
punishment shall be up to last 10 years. Whereas the service record 
for service, education training award ,medal etc. shall be evaluated for 
the period of upto 01 January of the selection year. 


798 


BTCUG 10TC , 01 freep, 2018 ŞO (314EU 10 , 1940 19 Haq ) 


[211 


Final merit list 


9. The select committee shall prepare the Final merit list on the basis or marks 

obtained by the candidates in the written test and for the service record and 
according to the seniority and provincial qualifying exam and prevailing 
reservation rules and according to the post available and shall select such 
deserving candidates for the promotional course /training of head constable 
through promotion and the list of such selected candidates shall be made 
available to the police headquarter. 


In case the candidates secure equal marks for service records and for 
written test, the seniority shall be determined as under: 


(a ) Date of appointment, 


(b ) In case of the date of appointment being the same, the date of birth of 

the candidates shall be considered and the candidate of higher age 
shall be deemed senior. 


(C) In case of the date of appointment and date of birth being same the 

seniority shall be determined for the post of constable on the basis of 
marks obtained on completion of RTC training, in written test as well 
as in outer test. 


(d ) In case of the date of appointment, date of birth and the marks 

obtained in the RTC training are equal, then the seniority shall be 
determined on the basis ofmarks obtained in the test of RTC training. 


Training 


10. The candidates selected for promotion training to the post of Head Constable 

shall be provided such a basic training and practical training as may be 
determined by the State Government orthe Head of Department. 


Orders for 
promotion 


11. After completion of basic training and practical training successfully, orders 

shall be issued for their promotion by the Appointing Authority to the post of 
Head Constable Civil Police and Intelligence . The candidates selected from 
Intelligence department shall be appointed to the post of Head Constable 
Intelligence . 


ATT 11 


BERGUE 17C, 01 fax , 2018 0 (313ETYY 10 , 1940 99 797 ) 


799 


Annexure- 7 

See Rule- 24 (b ) 
Provincial Eligibility Examination process for entry to Head Constable Armed police 

departmental test 
Eligibility 

1 . 

In the departmental test for the post of head constable 
Armed Police only the constables of Armed Police , shall be 


allowed to appear. 


2 . 


Determination of 
Age 


Constables who must have not attained the age of 45 years on 
the first day of selection year 


3 , 


Determination of 
Experience 


Constables have completed 05 year of service as such on the 
first date of the selection year. training must be admitted in 
service period . 


Cadre division 


4 . 


Service records 


5 . 


The candidate must have been allotted State of Uttarakhand 
by the Government of India and presently he must be in service 
of Uttarakhand Government. 
The service records for the last 05 years must be satisfactory e.g. 
no adverse entry have been made, in the last 05 years integrity 
must not have been withheld , 

" If the appeal of the punished employee is pending or the 
period 

d for the appeal " has not elapsed or the departmental 
proceeding is under process , the said candidate shall be allowed 
to appear conditionally for the above examination , but if during 
such examinationprocess, his appeal is dismissed /rejected or he 
is punished during departmental proceedings then concerned 
candidate will be separated from the promotional process but if 
the appeal/departmental proceeding/ writ petitioner of such 
employee is not finalized during the examination process , their 
the result shall be kept in a sealed envelope in anticipation of the 
decision of such appeal/departmental proceedings." Suspended 
empolyee shall be allowed to appear in the test in anticipation of 
the decision . 

The written test shall be conducted by the authorized . 
government . institution of that time by government. The 
particulars of the subjects and marks of the written is as under: 
Sl. No Subject 

MaxMarks 
First part, General Knowledge and Hindi 100 inarks 
2 Second part , police processing 

100 marks 
Third part based on Law 

100 marks 
Total 

300 -marks 


Written test 


6 . 


1 


3 


800 


BERGUE TUTT , 01 fear , 2018 0 (3196R4U 10, 1940 ya Haq ) 


[ HTT 1 


For the written test one objective type paper containing three 
parts shall be prepared . The first part shall contain general 
knowledge and general Hindi, the second part shall contain 
police proceeding and the third one shall contain questions 
relating to law . All the question paper shall be of 300 marks 
having 150 question . The questions shall be of compulsory 
nature. Every question shall have 02 marks and on every wrong 
answer one fourth marks shall be deducted . Question No. 1 to 50 
shall be of General Knowledge/General Hindi. Question No. 51 
toʻ100 shall be of police proceeding and question no 101 to 150 
shall be related to law : Two hours time shall be allotted to 
attempt the question paper. The General Knowledge/General 
Hindi question paper shall be of intermediate level. And of the 
police proceeding and law question paper shall normally be of 
that level, the knowledge of which is expected from the police , 
personnel working in police department as head constable. To 
remain in further selection process , the candidate must have 
obtained 50 percent marks in each part of the question paper 
which shall be compulsory. The candidate who shall fail in 
scoring 50 percent marks in every part of the question paper 
shall be declared unsuccessful for the promotion and shall be 
shunted out from the selection process at that very level. The 
candidate scoring 50 percent marks in each part of the question 

undergo IT /PT test. 


paper shall have to und 


Outer Test 


Darsin 


Max Marks - 100 

The candidates securing 50 percent marks in the written tesi 
shall undergo a IT/PT test by the committee coristituted by 
police headquarters which IT test shall bear 60 marks and PT 
test shall bear 40 marks . It would be compulsory to score 50 
percent marks in each test . The candidates who could not score 
50 percent märks shall not be deemed eligible for the promotion 
and shall be shunted out from the process at that stage. 
(I) IT test 

60 marks 
Turn Out 

05 marks 
Individual performance 

15 marks 
Command and Control 

25 marks 
Weapons 

15 marks 
(II) PT test 

40 marks 
Individual performance 

15 inarks 
Instructor ability 

15 marks 
Running (05 Km ) 

10 marks 


T 1] 


BRICUE TUE, 01 fever , 2018 ļo (3TERY 10 , 1940 970 997 ) 


801 


8 . 


Evaluation of 
Service 
Records 


During 24 minutes 

10 marks 
During 27 minutes 

08 marks 
During 30 minutes 

6,5 marks 
During 33 minutes 

05 marks 
During 36 minutes 

3.5 marks 
During 39 minutes 

02 marks 
During 42 minutes 

0.5 marks 
There shall be 50 marks for the service record which shall 
be determined as under: 
( 1) Course (Max Marks 10 ) 
The specified 

ed course will be decided at the Directed General of 
Police level before issuance of advertisement based on the 
existing challenges before police in a transparent manner. Marks 
of the course will be given depending on training period in the 
following way by a particular personnel after selection 
appointed the post of constable: 
( a ) 3 days to 7 days course 02 marks 
(b ) 8 days to 14 days course 04 marks 
(C) 15 days to 30 days course 06 marks 
(d ) 31 days to 59 days 

08 marks 
( 2) 02 month and above 10 marks 
(2 ) Award /Medal (Max Mark 25) (A + B = 25 marks) 
(A) For every cash reward 

01 marks (Max Marks 10 ) 
(B ) Medals (Max. 05 marks) 
Hon ble President police medal 10 marks 
Hon ble Primeminister police medal 10 inarks 
Police bravery award 

10 marks 
Commendable police service medal 08 marks 
Hon ble Governor medal 

06 marks 
Hon ble Chief Minister Award 

06 marks 
Excellent service honor mark 

04 marks 
Commendable service honor medal 02 mark 
( 3) Annual Target (Max Mark 15 ) 
Outstanding 

02 marks on every target 
Very good /Excellent 01 marks on every target 


24 


* 


9 , 


Negative 
Marking 


(a ) For every adverse integrity /major punishment before the last 

5 years - 05 marks will be deducted for every entry . 
(b ) For every minor punishment before the last 5 years - 02 

marks shall be deducted for every entry . 
(c) For every Petty offence before the last 5 years - 01 marks 

shall be deducted for every entry . 


802 


BERGUS UT, 01 f& H *** , 2018 $ 0 (314 & RY 10 , 1940 9 407 ) 


PTT 1 


For the purpose of evaluation of service records confidential 
target shall be calculated for the last 10 years and the calculation 
for the punishment shall be up to last 10 years. Whereas the 
service record for service, education training award , medal etc. 
shall be evaluated for the period of up to 01 January of the 
selection year. 


Final merit list 


10 . 


The select committee shall prepare the Final merit list on 
the basis of total marks obtained by the candidates in the written 
test,outer test and for the service record and according to the 
seniority and and prevailing reservation rules and according to 
the post available, and shall select such deserving candidates for 
the promotion training of head constable and the list of such 
selected candidates shall be made available to the police 
headquarter. 

In case the candidates secure equal marks for service 
records and for written test, the seniority shall be determined as 
under: 
(a ) Date ofsubstantive appointment 
(b) In case of the date of appointment being the same the 
candidate of higherf age shallbe deemed senior. 
(c) In case of the date of appointment and date of birth being 
same the seniority shall be determined for the post of 
constableon the basis of marks obtained on completion of RTC 
training, in written test as well as in outer test. 
(d ) In case of the date of substantive appointment, date of birth 
and the marks obtained in the RTC training are equal, then the 
seniority shall be determined on the basis of marks obtained in 
the outer test of RTC training . 


Training 


11 . 


The candidates selected for promotion training to the post 
of head constable shall be provided such a fundamental and 
practical training as may be prescribed by the State Government 
or the head of the department. 


12 . 


Orders for 
promotion 


After completion of fundamental training successfully orders 
shall be issued by the Appointing Authority for their appointment 
to the post of head constable Armed Police .. 


803 


ATT 1] 


Baraus TOC, 01 fax4Felp , 2018 ļo ( UEU 10 , 1940 9o 4 + 7 ) 


Annexure - 8 

See Rule - 24 (b ) 
Procedure for promotion to the post of Head Constable (Civil Police, Intelligence and 

Armed Police ) on the basis of seniority. 


1 . 


The basis for promotion shall be seniority rejecting the unfit. 


Basis for 
promotion 
Cadre division 


2 . 


The candidate has been allotted state of Uttarakhand finally by 
the government of India and presently he is in the service of 
Uttarakhand Government. 


Service Record 


3 . 


The service records for the last 05 years must be satisfactory and 
no adverse entry have been made, in the last 05 years integrity 
must not have been withheld , 

Provided that If the appeal of the punished employee is 
pending or the period for the same has not been lapsed or the 
departmental action is underway, the said candidates shall be 
allowed to appear conditionally for the above promotion , but if 
during the examination process his appeal has been 
dismissed /rejected or he is punished during departmental 
proceedings /writ application the concerned candidate shall be 
dismissed from the promotional procedure but if the 
appeal/departmental inquiry /writ application of such employee 
is not finalized during the examination the result shall be kept in 
a sealed envelope in anticipation . Suspended.empolyee shall be 
allowed to appear in the promotion Procedure in anticipation of 
the decision . 
The seniority list of the constables for promotion on the basis of 
seniority shall be determined on the basis of following notes: 
(a ) Date of substantive appointment 
(b ) In case of the date of appointment being the same, the date 
of birth of the candidates shall be considered and the candidate 
ofhigher age shall be deemed senior. 
(c) In case of the date of appointment and date of birth being 
same the seniority shall be determined for the post of constable 
on the basis ofmarks obtained in written test of RTC training and 
the marks obtained in outer test. 

(d ) Incase of the date of appointment, date of birth and the 
marks obtained in the RTC training being the same, the seniority 
shall be determined on the basis of marks obtained in the outer 
test ofRTC training. 


4 . 


Determination 
of seniority 


804 


उत्तराखण्ड गजट , 01 दिसम्बर, 2018 ई ० ( अग्रहायण 10, 1940 शक सम्वत्) 


[ भाग 1 


Training 


5 . 


The Selected Candidates for the purpose of Head Constable 
promotion training shall be given fundamental training and 
professional training as may be prescribed by the State 
Government or the Head of department. 


Promotion order 


6 . 


The order of promotion of the personnel, who has passed the 
determined basic training professional training successfully on 
the post ofHead Constable civil police/ Intelligence and Armed 
Police, shall be issued at the Head Quarters Level. 


By Order, 


ANAND BARDHAN , 


Principal Secretary . 


गृह अनुभाग -05 

अधिसूचना 

10 अक्टूबर, 2018 ई ० 
संख्या 626 / Xx(5) / 18-01 (अर्द्ध० सै 0) / 2018 श्री राज्यपाल महोदय, भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन 
में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( अधिनियम संख्या 30, सन् 2013 ) की धारा 11 की 
उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सर्वसाधारण की सूचना के लिए अधिसूचित करते हैं कि उनका 
समाधान हो गया है कि लोक प्रयोजनार्थ जिला पिथौरागढ़ की तहसील कनालीछीना, ग्राम दुवालीसेरा पट्टी, पीपली 
में सशस्त्र सीमा बल 55 वीं वाहिनी की एक नई सीमा चौकी द्ववालीसेरा की स्थापना हेतु निम्नलिखित अनुसूची में 
उल्लिखित 0.520 हे 0 भूमि की आवश्यकता है । 

चूँकि , धारा 40 के अधीन अत्यावश्यकता सम्बन्धी उपबन्धों का अवलम्ब लेते हुए उक्त अधिनियम की धारा 9 
के अनुसार समुचित सरकार को सामाजिक प्रभाव निर्धारण अध्ययन कराने से छूट प्रदान करने की शक्ति दी गई है; 

अतएव, अब, श्री राज्यपाल महोदय की यह राय है कि यह मामला अत्यावश्यक है, इसलिए यह निर्देश देते हैं , 
कि यद्यपि इस सम्बन्ध में कोई अधिनिर्णय नहीं दिया गया है , तथापि श्री राज्यपाल महोदय उक्त लोक प्रयोजन के लिए 
धारा 40 की उपधारा (1) के उपबन्धों का अवलम्ब लेते हुए निम्नलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को उक्त अधिनियम 
की धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचित करते हैं : 

अनुसूची 
जिला तहसील 

प्लॉट संख्या क्षेत्रफल ( हे . ) 


. 


ग्राम 


4 


5 


3 


1 


2 


2340 


0.026 


पिथौरागढ़ 


कनालीछीना 


द्ववालीसेरा 


2341 


0.024 


2342 


0.003 


2343 


0.024 


2344 


0.019 


भाग 1] 


उत्तराखण्ड गजट , 01 दिसम्बर, 2018 ई ० ( अग्रहायण 10, 1940 शक सम्वत् ) 


805 


1 


2 


3 


4 


5 


पिथौरागढ़ 


कनालीछीना 


द्ववालीसेरा 


2347 


0.009 


2348 


0.031 


2349 


0.003 


2350 


0.039 


2351 


0.005 


2354 


0.020 


2355 


0.014 


2356 


0.023 


2357 


0.011 


2358 


0.009 


2359 


0.016 


2360 


0.004 


2361 


0.013 


2362 


0.013 


2363 


0.009 


2364 


0.015 


2365 


0.014 


2366 


0.011 


2367 


0.005 


2368 


0.023 


2369 


0.016 


2370 


0.016 


2371 


0.010 


2372 


0.015 


2373 


0.009 


2374 


0.009 


2375 


0.005 


2376 


0.003 


2379 


0.010 


2380 


0.009 


2381 


0.008 


2382 


0.006 


2383 


0.008 


2389 


0.001 


2390 


0.008 


2391 


0.004 


योग -41 


0.520 
टिप्पणी - भूमि का क्षेत्रफल व अन्य विवरण कलेक्टर, पिथौरागढ़ के कार्यालय में हितबद्ध व्यक्ति द्वारा देखा जा 

सकता है 


आज्ञा से , 
आनन्द - बर्द्धन, 
मुख सचिव । 


806 


भाग 1 


उत्तराखण्ड गजट , 01 दिसम्बर, 2018 ई ० ( अग्रहायण 10, 1940 शक सम्वत्) 

आयुष एवं आयुष शिक्षा अनुभाग 

कार्यालय - ज्ञाप 


20 सितम्बर, 2018 ई ० 


संख्या 1367 (1 ) / XXXX / 2018--39 / 2018- उत्तराखण्ड राज्य को वैलनेस स्टेट के रूप में विकसित किए जाने , 
आयुष चिकित्सा पद्धति की संरचना के समुचित विकास, राज्य में व्यवहारिकता के आधार पर सिद्धा एवं प्राकृतिक 
अस्पताल को चरणबद्ध तरीके से खोले जाने तथा उच्चीकृत किए जाने , आयुष शिक्षा के तहत आयुष विश्वविद्यालय का 
उच्चीकरण, पैरामेडिकल शिक्षा के सुदृढीकरण तथा आयुष वैलनेस तथा अन्य में सर्टीफिकेशन कोर्स विकसित किए जाने 
तथा शोध के अन्तर्गत जनस्वास्थ्य केन्द्रों से सम्बन्धित आयुष पद्धति में शोध परियोजनाओं एवं औषधीय शोधों को 
बढ़ावा दिए जाने के उद्देश्य से आयुष नीति को अन्य राज्यों की सफल नीतियों के समकक्ष बनाये जाने एवं प्रभावी 
क्रियान्वयन किए जाने हेतु संलग्न उत्तराखण्ड आयुष नीति, 2018 प्रख्यापित किए जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष 
स्वीकृति प्रदान करते हैं : 

1. इस नीति का नाम उत्तराखण्ड आयुष नीति , 2018 होगा । 

यह नीति तुरन्त प्रवृत्त होगी। 
उत्तराखण्ड आयुष नीति , 2018 लागू होने की तिथि गले 05 वर्ष तक भावी रहेगी । 


2 . 


3 . 


आज्ञा से , 
आर0 के 0 सुधांशु, 


सचिव । 


वित्त अनुभाग -8 
विज्ञप्ति / पदोन्नति 

01 अक्टूबर, 2018 ई ० 
संख्या 802/2018/01(100 ) / XXVII (8) / 02- तात्कालिक प्रभाव से राज्य कर विभाग , उत्तराखण्ड के अन्तर्गत 
चयन वर्ष 2017-18 में सहायक आयुक्त, वेतनमान ₹ 15,600-39,100 + ग्रेड वेतन ₹ 5,400 के रिक्त पद के सापेक्ष 
उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार के पत्र संख्या-279 / 06 / ई -1 / डीपीसी / 2018-19, दिनांक 07.09.2018 के 
माध्यम से प्राप्त संस्तुति के अनुसार नियमित चयनोपरान्त निम्न राज्य कर अधिकारी को एतद्वारा पदोन्नत करते हुए . 
नियमानुसार 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जाता है: 

चयन वर्ष 2017-18 

1. कु 0 अन्जू जोशी । 
उक्त सम्बन्धित पदोन्नत अधिकारी के नियमित तैनाती आदेश पृथक से निर्गत किए जायेंगे । 

अमित सिंह नेगी, 

सचिव । 


2 . 


पी ०एस० यू० ( आर0 ई0 ) 48 हिन्दी गजट / 671 - भाग 1-2018 ( कम्प्यूटर / रीजियो) । 
मुद्रक एवम् प्रकाशक - अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की । 


पंजीकरण संख्या - यू0 ए0 / डी 0 ओ 0 / डी 0 डी 0एन 0 / 30 / 2018-2020 


सरकारी गजट, उत्तराखण्ड 


उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


रुड़की, शनिवार, दिनांक 01 दिसम्बर, 2018 ई ० ( अग्रहायण 10, 1940 शक सम्वत् ) 


भाग 1 - क 
नियम , कार्य - विधियां , आज्ञाएं , विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय , विभिन्न विभागों 

के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया 


HIGH COURT OF UTTARAKHAND ,NAINITAL 


-- 


NOTIFICATION 


October 27, 2018 


No. 334 /XIV - 35 / Admin.A /2008 - SriRamesh Singh , 1st AdditionalChief JudicialMagistrate , Dehradun 
is hereby sanctioned earned leave for 16 days w.e.f. 19.09.2018 to 04.10.2018 . 


NOTIFICATION 


October 27 , 2018 


No. 335 / XIV- a/ 49/ Admin.A/ 2012- Ms. Shama Nargis, Civil Judge ( Jr. Div.) , Kashipur, District 


Udham Singh Nagar is hereby sanctioned medical leave for 10 days w.e.f. 17.09.2018 to 26.09.2018 . 


NOTIFICATION 


October 30, 2018 


No. 336/ XIV- a/ 45/ Admin.A/ 2015 - Ms. Beenu Gulyani, Additional Civil Judge ( Jr. Div.), Khatima, District 


Udham Singh Nagar is hereby sanctioned earned leave for 10 days w.e.f. 08.10.2018 to 17.10.2018 with 


permission to prefix 07.10.2018 as Sunday holiday and suffix 18.10.2018 & 19.10.2018 as Dussehra holidays. 


1159 - ख 


1160 BERGUE TOT, 01 failer, 2018 $ 0 ( 3706740 10 , 1940 9 FCT ) [ATT 1-5 

NOTIFICATION 
October 
November 

01, 2018 
No. 337 /XIV - a /38/ Admin.A /2016 - Ms. Krishtika Gunjiyal, 2nd Additional Civil Judge (Jr. Div .), Roorkee , 
DistrictHardwar is hereby sanctioned maternity leave for 180 days w.e.f. 29.04.2018 to 25.10.2018 . 


By Order of Hon ble the Administrative Judge , 

Sd / 
Registrar ( Inspection ). 


NOTIFICATION 


November 02 , 2018 


No. 338 /UHC /Admin.A /2018 -Hon ble Mr. Justice Ramesh Ranganathan , has assumed charge of 
office of Chief Justice of the High Court ofUttarakhand on November 02 , 2018 at 10:00 A.M.vide Notification 
No. K.13032/03/ 2018 -US.I , dated 24.10.2018 issued by Government of India , Ministry of Law & Justice 
(Departmentof Justice ). 


Sd / 


PRADEEP PANT, 
Registrar General. 


NOTIFICATION 


November 13 , 2018 


No. 339 /XIV /82 /Admin.A /2003 – Smt. Pritu Sharma, 1stAdditionalDistrict & Sessions Judge ,Kashipur, 
District Udham Singh Nagar is hereby sanctioned earned leave for 10 days w.e.f. 20.10.2018 to 29.10.2018 
with permission to prefix 18.10.2018 & 19.10.2018 as Dussehra holidays. 


NOTIFICATION 


November 13 , 2018 


No. 340 /XIV -a / 49 /Admin.A /2012 -Ms. Shama Nargis , Civil Judge ( Jr. Div .), Kashipur, District 
Udham Singh Nagar is hereby sanctioned earned leave for 13 days w.e.f. 15.10.2018 to 27.10.2018 with 
permission to Prefix 13.10.2018 & 14.10.2018 as holidays and suffix 28.10.2018 as holiday. 


NOTIFICATION 


November 15 , 2018 


No. 341/XIV - a/39 /Admin.A /2012 - Ms, Sweta Pandey, the then Civil Judge (Sr.Div .), Pithoragarh , presently 
posted as Joint Secretary, Law ,Government ofUttarakhand, Dehradun is hereby sanctioned earned leave for 
12 days w.e.f. 20.10.2018 to 31.10.2018 with permission to prefix 17.10.2018 to 19.10.2018 as holidays . 


NOTIFICATION 


November 15 , 2018 


No. 342 /XIV - a /51 /Admin.A /2015 - Ms.Manju Devi,Civil Judge (Jr. Div .), Gopeshwar, District Chamoli is 
hereby sanctioned earned leave for 30 days w.e.f.01.10.2018 to 30.10.2018with permission to prefix 30.09.2018 
as Sunday holiday. 


IN 1-7 


BRIQUE TOT, 01 f4 , 2018 $ 0 (3UYU 10 , 1940 915 400 ) 


1161 


NOTIFICATION 


November 15 , 2018 


No. 343/XIV - 74 /Admin.A /2003 - Sri Bharat Bhushan Pandey, Additional District Judge , Rudraprayag is 
hereby sanctionedmedicalleave for 07 days w.e.f. 08.10.2018 to 14.10.2018 . 


NOTIFICATION 


November 20 , 2018 


No. 344 /XIV -a -43 /Admin.A /2008 - Sri Harish Kumar Goel. District & Sessions Judge, Rudraprayag is 
hereby sanctionedmedicalleave for 07 days w.e.f. 25.10.2018 to 31.10.2018 . 


NOTIFICATION 


November 20 , 2018 


No. 345 /XIV -a /45 / Admin.A /2008 - SriMalik Mazhar Sultan ,Principal Judge, Family Court, Dehradun is 
hereby sanctioned earned leave for 10 days w.e.f. 25.10.2018 to 03.11.2018 with permission to suffix 04.11.2018 


to 07.11.2018 as Deepawali holidays . 


By Order ofHon ble the Administrative Judge, 

Sd/ 
Registrar (Inspection ). 


UTTARAKHAND STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY 

HIGH COURT CAMPUS , NAINITAL 


NOTIFICATION 


November 13, 2018 


No. 1253/11 |(3)-B -2009-10 /SLSA - Sri Brijendra Singh , Chairman , Permanent Lok Adalat, Nainital is 
hereby sanctioned earned leave for a period of 20 days w.e.f. 08.10.2018 to 27.10.2018 with permission to 
prefix 07.10.2018 as Sunday holiday and suffix 28.10.2018 as Sunday holiday. 


By Order ofHon ble Executive Chairman , 

Sd / 
PRASHANT JOSHI, 

Member Secretary , 
Uttarakhand SLSA , Nainital. 


1162 


उत्तराखण्ड गजट , 01 दिसम्बर, 2018 ई ० ( अग्रहायण 10 , 1940 शक सम्वत् ) 


[ भाग 1 - क 


OFFICE OF THE DISTRICT JUDGE , PITHORAGARH 


CHARGE- CERTIFICATE 


October 20, 2018 


EndorsementNo. 502 /1-08-2018 - Certified that the office of Civil Judge (Sr. Div.), Pithoragarh was 
handed over on proceeding to earned leave w.e.f. 20.10.2018 to 01.12.2018 with permission to prefix 17.10.2018 
to 19.10.2018 as localholiday & Dussehra holidays and suffix 02.12.2018 as Sunday holiday sanctioned vide 
Hon ble High Court s letter no. 4664/XIV - a /39- Admin.A /2012 , dated October 06 , 2018 , as hereinafter denoted , 
in the afternoon of 16.10.2018. 


SWETA PANDEY, 
Civil Judge (Sr. Div .), 

Pithoragarh . 


Counter-signed , 

( Illegible ) 
District Judge, 

Pithoragarh . 


कार्यालय - आयुक्त राज्य कर, उत्तराखण्ड 

( फार्म - अनुभाग ) 

विज्ञप्ति 


26 अक्टूबर , 2018 ई ० 
पत्रांक 5896 / राज्य कर उत्तरा0 / फार्म - अनु0 / 2018-19 / केन्द्रीय फार्म - सी / एफ / खोया / चोरी / 
नष्ट हुए / दे ० दून - केन्द्रीय बिक्रीकर (उत्तराखण्ड) नियमावली, 2006 के नियम -8 (13) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग 
करके , मैं , आयुक्त कर, उत्तराखण्ड निम्नलिखित सूची में उल्लिखित फार्म " सी , जिनके खो जाने / चोरी हो जाने अथवा 
नष्ट हो जाने के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त हुई है, को सार्वजनिक प्रकाशनार्थ अनुमति प्रदान करते हुए, इन फार्मस के 
प्रयोग को अवैध घोषित करती हूँ: 


- 


खोये / चोरी / नष्ट 


खोये / चोरी / नष्ट 


क्र ० 
सं ० 


व्यापारी का नाम , पता व टिन नं 0 


हुए फार्मों की 


हुए फार्मों की 

संख्या 


फार्म को अवैध 

घोषित किए 
जाने का कारण 


सीरीज / क्रमांक 


1 . 


( Form- C ) -01 


खोने के कारण 


U.K.VAT - C - 2012 

0151261 


सर्वश्री शिरडी इण्डस्ट्रीज लि 0 , 
प्लॉट नं0-1, सेक्टर -9, 
आई० आई० ई ०, पंतनगर, ऊधमसिंह नगर , 
टिन नं0-05004554563 


सौजन्या , 
आयुक्त , राज्य कर , 


उत्तराखण्ड । 


भाग 1 - क ] 


उत्तराखण्ड गजट , 01 दिसम्बर, 2018 ई ० ( अग्रहायण 10, 1940 शक सम्वत् ) 


1163 


NOTIFICATION 


October 26 , 2018 


No.5896/ State Tax/ Form/ Lost/ Stolen/Destroyed/ 2018-19/ D.Dun -- WHEREAS, information have been 
received regarding Lost/ Stolen / Destroyed “ Form - C " enlisted below . 


I, Commissioner, tax, Uttarakhand in exercise of the powers conferred by Rule 8( 13) of Central Sales 
Tax (Uttarakhand ) Rules 2006 , hereby declare that " form -C " bearing serial no . as listed below , should be 
considered as invalid for all purposes. 


SI. 
No. 


Name, Address and Tin No. of 

Dealers 


No. of 
Lost/Stolen /Destroyed 

Forms 


SI. No. of Lost / 

Stolen or 
Destroyed Forms 


Reasons for 
declaring the 
forms obsolete 

or invalid 


1 . 


(Form -C )-01 


Lost 


M /s Shirdi Industries , 
Plot No. - 01 , Sect.- 9 , 1.1.E. , 
Pantnagar, Udham Singh Nagar, 
TIN - 05004554563 


U.K.VAT - C - 2012 

0151261 


SOWJANYA, 
Commissioner State Tax, 


Uttarakhand. 


कार्यालय - राज्य कर आयुक्त, उत्तराखण्ड 

(विधि - अनुभाग ) 

विज्ञप्ति 

12 नवम्बर , 2018 ई ० 
ज्वाइण्ट कमिश्नर (कार्य ०), राज्य कर , 
देहरादून / हरिद्वार / रुड़की / रुद्रपुर / हल्द्वानी सम्भाग । 

पत्रांक 5735 / रा ० कर आयु० उत्तरा० / रा 0 क 0 मु 0 / विधि - अनुभाग / 18–19 / देहरादून - उत्तराखण्ड शासन 
वित्त अनुभाग 8 द्वारा जारी अधिसूचना संख्याएँ 1009/2018/16(120) / XXVII(8) / 2018 / CTR - 53 एवं 
1010/2018/16(120) / XXVII (8) / 2018 / CTR- 54. दिनांक 02 नवम्बर, 2018 का संदर्भ ग्रहण करें, जिनके द्वारा क्रमशः 
उत्तराखण्ड माल और सेवा कर (ग्यारहवां संशोधन ) नियम, 2018 तथा उत्तराखण्ड माल और सेवा कर ( बारहवां संशोधन ) 
नियम, 2018 अधिसूचित किया गया है । 

उपरोक्त अधिसूचनाओं की प्रति इस आशय से प्रेषित है कि उक्त की अतिरिक्त प्रतियाँ कराकर अपने अधीनस्थ 
समस्त कर निर्धारण अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु तथा बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों / व्यापारी 
संगठनों के अध्यक्ष / सचिव को सूचनार्थ उपलब्ध कराने तथा आदेश की प्रति अधीनस्थ कार्यालयों को उपलब्ध कराते 
हुए नियमानुसार कार्यवाही कराया जाना सुनिश्चित करें । 

वित्त अनुभाग -8 

अधिसूचना 

02 नवम्बर , 2018 ई ० 
संख्या-1009 / 2018 / 16(120 ) / XXVII(8) / 2018 / CT - 53- श्री राज्यपाल महोदय, उत्तराखण्ड माल और सेवा 
कर अधिनियम , 2017 (2017 का 06 ) की धारा 164 सपठित उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम , 1904 
-( अधिनियम - सं0-4 ; वर्ष 1904)-(उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त ) की धारा -21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सहर्ष, 
उत्तराखण्ड माल और सेवा कर नियम, 2017 को अग्रेत्तर संशोधित करने के लिए अग्रसारित नियम बनाते हैं , अर्थात् 


1164 


प्रारम्भ 


उत्तराखण्ड गजट , 01 दिसम्बर, 2018 ई ० ( अग्रहायण 10 , 1940 शक सम्वत् ) [ भाग 1 - क 

उत्तराखण्ड माल और सेवा कर (ग्यारहवां संशोधन ) नियम, 2018 
संक्षिप्त नाम एवं 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड माल और सेवा कर (ग्यारहवां संशोधन ) 

नियम , 2018 है । 

( 2) ये 23 अक्तूबर , 2017 से प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे । 
नियम 96 का संशोधन 

उत्तराखण्ड माल और सेवा कर नियम , 2017 के नियम 96 में , नीचे स्तम्भ -1 में 
दिए गए वर्तमान उपनियम (10 ) के स्थान पर स्तम्भ -2 में दिया गया निम्नलिखित 
उपनियम रखा जाएगा और 23 अक्तूबर, 2017 से रखा गया समझा जाएगा, 
अर्थात 


2 . 


स्तम्भ -1 


स्तम्भ -2 


वर्तमान उपनियम 

एतदद्वारा प्रतिस्थापित उपनियम 
(10) माल या सेवाओं के निर्यात पर संदत्त एकीकृत कर (10) माल या सेवाओं के निर्यात पर संदत्त एकीकृत कर 

के प्रतिदाय का दावा करने वाले व्यक्तियों द्वारा, के प्रतिदाय का दावा करने वाले व्यक्तियों को 
( क ) पूर्तियों, जिनपर उत्तराखण्ड शासन वित्त अनुभाग -8 

ऐसी पूर्ति प्राप्त नहीं करनी चाहिए, जिन पर पूर्तिकार 
की अधिसूचना संख्या 914 / 2017/9(120) / 

ने उत्तराखण्ड शासन 

वित्त अनुभाग-8 

की 
XxVII (8) / 2017 , दिनांक 10 नवम्बर, 2017 अधिसूचना संख्या 914/2017/9( 120) / XXVII (8) / 
अथवा अधिसूचना संख्या 916/2017/9(120) / 2017, दिनांक 10 नवम्बर, 2017 या अधिसूचना 
XXVIL (8) / 2017, दिनांक 10 नवम्बर, 2017 संख्या 916/2017/9(120) / XXVII ( 8) / 2017 , 
अथवा अधिसूचना संख्या 41 / 2017 -एकीकृत कर 

दिनांक 10 नवम्बर, 2017 या भारत के राजपत्र , 
( दर) दिनांक 23 अक्टूबर, 2017 का लाभ लिया असाधारण , भाग -2, खंड 3, उपखंड (i) में सा 0 का 0 नि 0 
गया है, प्राप्त नहीं करनी चाहिए; या 

संख्यांक 1321 ( अ), तारीख 23 अक्तूबर, 2017 द्वारा 
( ख ) भारत के राजपत्र , असाधारण, भाग 2, खंड 3, 

प्रकाशित अधिसूचना सं 0 41 / 2017 - एकीकृत कर 
उपखण्ड (i) में सा 0 का 0 नि 0 सं0 1272( अ ) 

( दर), तारीख 23 अक्तूबर , 2017 भारत 
द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं 0 78 / 2017 

के राजपत्र, असाधारण , भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) 
सीमा शुल्क तारीख 13 अक्तूबर, 2017 अथवा 

में सा ० का 0 नि 0 संख्यांक 1272 ( अ), तारीख 
भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, 13 अक्तूबर , 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना 
उपखंड (i) में सा 0 का 0 नि 0 सं 0 1299 ( अ ) द्वारा 

सं 0 78 / 2017 - सीमाशुल्क , तारीख 13 अक्तूबर, 2017 
प्रकाशित अधिसूचना सं 0 79 / 2017 - सीमा 

या भारत के राजपत्र , असाधारण , भाग 2, खंड 3, 
शुल्क कर तारीख 13 अक्तूबर, 2017 के अधीन 

उपखंड (i) 

में सा 0 का 0नि 0 संख्यांक 1299 ( अ), 
लाभ का उपयोग नहीं करना चाहिए । 

तारीख अक्तूबर, 

द्वारा प्रकाशित 
अधिसूचना सं0 79 / 2017 - सीमाशुल्क, तारीख 
13 अक्तूबर, 2017 के फायदे का उपभोग किया है । 


या 


13 


2017 


---- 


in pursuance of the provisions of clause ( 3) of Article 348 of the Constitution of India , theGovernor is 
pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No. 1009/2018/16 (120)/ 
XXVII (8 )/2018 /CT-53 ,dated November 02, 2018 for general information . 


NOTIFICATION 


November 02 , 2018 


No. 1009/2018/16(120)/ XXVII (8)/ 2018/CT- 53-- In exercise ofthe powers conferred by Section164 of 
the Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017 (06 of 2017) read with section 21 of the Uttar Pradesh 
General Clauses Act, 1904 (Act No. 1 of 1904 ) (as applicable in the State of Uttarakhand ), the Governor is 
pleased to make the following rules to further amend the Uttarakhand Goods and Services Tax Rules , 2017 , 
namely : 


ATT 1- ] 


BERGUE UC, 01 fax446 , 2018 0 (34679T 10 , 1940 9 4597 ) 


1165 


The Uttarakhand Goods and Services Tax (Eleventh Amendment) Rules , 2018 


Short title and 
Commencement 


1. (1 ) These rules may be called the Uttarakhand Goods and Services Tax 

(Eleventh Amendment) Rules, 2018 . 
(2 ) They shall be deemed to have come into force with effect from the 

23rd October, 2017 . 


Amendment of 
Rule 96 


2 . 


In rule 96 of the Uttarakhand Goods and Services tax Rules , 2017 , for the 
existing sub -rule (10 ) set out in column -1 below , the following sub -rule as 
set out in column- 2 , shall be substituted and shall be deemed to have been 
substituted with effect from the 23rd October, 2017 , namely : 


Column - 1 


Column - 2 


Existing sub-rule 


Hereby substituted sub -rule 


(10 ) The persons claiming refund of integrated tax (10) The persons claiming refund of integrated tax 

paid on exports of goods or services should not paid on exports of goods or services should not 
have 

have received supplies on which the supplier 

has availed the benefit of the notification of 
(a ) received supplies on which the benefit of 

Government ofUttarakhand , Finance Section -8 
the notification of the Government of 

No. 914/2017/9 (120 )/XXVII(8 )/2017 , dated 
Uttarakhand , Finance Section -8 No. 914 / 

the 10th November, 2017 or notification 
2017/9 (120 )/XXVII(8 )/2017, dated the 
10th November, 2017 

No. 916/2017/9 ( 120) /XXVII (8 )/2017 , dated the 
or notification 

10th November, 2017 or notification No. 
No. 916/2017/9 (120 )/XXVII (8 )/2017 , dated 
the 10th November, 2017 or notification 

41/2017 -Integrated Tax (rate ), dated the 

23rd October, 2017 , published in the Gazette of 
No. 41/2017 - Integrated Tax (Rate ), dated 
the 23rd October, 2017 has been availed ; or 

India, Extraordinary, Part II, Section 3 , Sub 

section ( ), vide number G.S.R. 1321 (E ), dated 
(b ) availed the benefit under notification the 23rd October, 2017 or notification No. 

No. 78 /2017 -Customs, dated the 78 /2017 -Customs, dated the 13th October, 2017 , 
13th October, 2017 published in the Gazette 

published in the Gazette of India, Extraordinary, 
of India , Extraordinary, Part II , Section 3, Part II, Section 3 , Sub - section (i), vide number 
Sub -section (i), vide number G.S.R. 1272 (E ), G.S.R. 1272(E ), dated the 13th October, 2017 
dated the 13th October, 2017 or 

or notification No. 79/2017 - Customs, dated the 
notification No. 79 /2017 -Customs, dated the 13th October, 2017, published in the Gazette of 
13th October, 2017 published in the Gazette India , Extraordinary, Part II, Section 3 , Sub 
of India , Extraordinary , Part II, Section 3, section (i), vide number G.S.R. 1299 ( E ), dated 
Sub -section (i), vide number G.S.R. 1299 (E ), the 13th October, 2017 . 
dated the 13th October, 2017 . 


1 


अधिसूचना 


02 70tak, 2018 0 


CT 1010 / 2018 / 16 (120 ) / XXVII (8 ) / 2018 / CT-- 54-4EYICT HEGY , BRIGUG HG 3 Jan 
De 3fefyr , 2017 (2017 | 06 ) 7 ENT 164 Hyfda BTT UIT HETOT Qus 3fefH, 1904 
( 4H_FO 1,481. 1904) (Befug-2164914 TT) * -ETTI-21 ER -471 - yifadet pyet - gy. 
सहर्ष, उत्तराखण्ड माल और सेवा कर नियम, 2017 को अग्रेत्तर संशोधित करने के लिए अग्रसारित नियम बनाते हैं , अर्थात् 


1166 


उत्तराखण्ड गजट , 01 दिसम्बर, 2018 ई ० ( अग्रहायण 10, 1940 शक सम्वत्) 


[ भाग 1 - क 


उत्तराखण्ड माल और सेवा कर ( बारहवां संशोधन ) नियम , 2018 


संक्षिप्त नाम एवं 
प्रारम्भ 


1. (1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड माल और सेवा कर (बारहवां संशोधन ) 

नियम , 2018 है । 
(2 ) ये दिनांक 09 अक्तूबर, 2018 से प्रवृत्त होंगे । 
उत्तराखण्ड माल और सेवा कर नियम, 2017 (जिसे यहाँ आगे मूल नियम कहा 
गया है ), के नियम 89 में , नीचे स्तम्भ -1 में दिए गए वर्तमान उपनियम (4 ख ) के 
स्थान पर स्तम्भ -2 में दिया गया निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा , अर्थात 


नियम 89 का संशोधन 


2 . 


स्तम्भ -1 


स्तम्भ -2 


10 


2017 


या 


भारत 


2017 


. 


वर्तमान उपनियम 

एतदद्वारा प्रतिस्थापित उपनियम 
(4 ख ) प्राप्त पूर्तियों की दशा में , जिस पर आपूर्तिकर्ता ने (4 ख ) जहाँ कर का संदाय किए बिना शून्य दर पूर्तियों 

उत्तराखण्ड शासन वित्त अनुभाग -8 की अधिसूचना के मद्दे उपभोग न किए गए इनपुट कर प्रत्यय के 
सं 0 916/2017/9(120 ) / XXVII (8) / 2017 , दिनांक प्रतिदाय का दावा करने वाले व्यक्ति ने 
नवम्बर , 

के राजपत्र, ( क ) ऐसी पूर्तियाँ प्राप्त की हैं , जिस पर पूर्तिकार 
असाधारण , भाग 2, खंड 3, उपखंड (6) में 

ने उत्तराखण्ड शासन वित्त अनुभाग -8 की 
सा 0 का 0 नि 0 सं ० 1321 ( अ ) द्वारा प्रकाशित 

अधिसूचना संख्या 916/2017/9(120 ) / 
अधिसूचना सं 0 41/2017 एकीकृत कर ( दर ) 

XxVII (8 ) / 2017 , दिनांक 10 नवम्बर, 2017 
तारीख 23 अक्तूबर , 

या भारत के 

या भारत के राजपत्र , असाधारण, भाग 2, 
राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) 

खंड 3, उपखंड (i) में सा ० का ० नि ० संख्यांक 
में सा 0 का 0 नि 0 सं 0 . 1272( अ ) द्वारा प्रकाशित 

1321 ( अ), तारीख 23 अक्तूबर , 2017 द्वारा 
अधिसूचना सं0 78 / 2017 - सीमा - शुल्क , तारीख प्रकाशित अधिसूचना सं0 41 / 2017 - एकीकृत 
13 अक्तूबर, 2017 अथवा भारत के राजपत्र, कर (दर), तारीख 23 अक्तूबर, 2017 के 
असाधारण , भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में 

फायदे का उपभोग किया है ; या 
सा 0 का 0 नि 0 सं 0 1299 ( अ ) द्वारा प्रकाशित 

( ख ) भारत के राजपत्र, असाधारण , भाग 2, खंड 3, 
अधिसूचना सं 0 79 / 2017 - सीमा शुल्क कर , 

उपखंड (i) में सा 0 का 0 नि 0 संख्यांक 1272 
तारीख 13 अक्तूबर, 2017 या उन सभी का लाभ 

( अ), तारीख 13 अक्तूबर , द्वारा 
उठाया है , को भाल के निर्यात के लिए उक्त 

प्रकाशित अधिसूचना सं 0 78 / 2017 
अधिसूचना के अधीन प्राप्त इनपुट के संबंध में 

सीमाशुल्क , तारीख 13 अक्तूबर, 2017 या 
उपयोग किए गए इनपुट कर जमा गैर माल का 

भारत के राजपत्र, असाधारण , भाग 2 खंड 3, 
ऐसा निर्यात करने के लिए उपयोग कि विस्तार 

उपखंड (i) में सा 0 का 0 नि 0 संख्यांक 1299( अ), 
तक की गई अन्य इनपुट या इनपुट सेवा के 

तारीख 13 अक्तूबर , 2017 द्वारा प्रकाशित 
संबंध में उपयोग की गई इनपुट कर जमा का 

अधिसूचना सं 0 79 / 2017 -- सीमाशुल्क तारीख 
प्रतिदाय प्रदान किया जायेगा । 

13 अक्तूबर , 2017 के या उन सभी के 
फायदे का उपभोग किया, वहाँ ऐसे इनपुट 
कर प्रत्यय का , जिसका माल के निर्यात के 
लिए उक्त अधिसूचनाओं के अधीन इनपुटों 
के संबंध में उपभोग किया गया है और ऐसे 
इनपुट कर प्रत्यय का , जिसका अन्य इनपुटों 
या माल के ऐसे निर्यात में प्रयुक्त विस्तार 
तक इनपुट सेवाओं के संबंध में उपभोग 
किया गया है , प्रतिदाय दिया जाएगा । 


2017 


भाग 1 -क 


उत्तराखण्ड गजट , 01 दिसम्बर, 2018 ई ० ( अग्रहायण 10, 1940 शक सम्वत् ) 


1167 


नियम 96 का संशोधन 


3. मूल नियम के नियम 96 में , नीचे स्तम्भ -1 में दिए गए वर्तमान उपनियम (10) के 

स्थान पर स्तम्भ -2 में दिया गया निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा , अर्थात 


स्तम्भ -1 


स्तम्भ -2 


वर्तमान उपनियम 


एतद्वारा प्रतिस्थापित उपनियम 


पर 


शासन 


द्वारा 


1272 


(10) माल या सेवाओं के निर्यात पर संदत्त एकीकृत कर (10 ) माल या सेवाओं के निर्यात पर संदत्त एकीकृत कर 

के प्रतिदाय का दावा करने वाले व्यक्तियों को के प्रतिदाय का दावा करने वाले व्यक्तियों को 
ऐसी पूर्ति प्राप्त नहीं करनी चाहिए, जिन पर 

( क ) ऐसी पूर्तियाँ प्राप्त नहीं करनी चाहिए, जिन 
पूर्तिकार ने उत्तराखण्ड शासन , वित्त अनुभाग -8 की 

उत्तराखण्ड 

वित्त अनुभाग -8 
अधिसूचना संख्या 914/2017/9(120) / XXVII (8) / 

की अधिसूचना संख्या 914/2017/9(120) / 
2017 , दिनांक 10 नवम्बर, 2017 या अधिसूचना 

XXVII (8) / 2017 , दिनांक 10 नवम्बर, 2017 के 
संख्या 916/2017/9(120 ) / XXVII(8) / 2017, दिनांक 

सिवाय उसके , जहाँ तक उनका संबंध ऐसे व्यक्ति 
10 नवम्बर, 2017 या भारत के राजपत्र, असाधारण , 

द्वारा निर्यात संवर्धन पूंजी माल स्कीम या 
भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा 0 का 0 नि 0 संख्यांक 

अधिसूचना संख्या 916/2017/9(120) / 
1321 ( अ), तारीख 23 अक्तूबर , 2017 

XXVII(8) / 2017. दिनांक 10 नवम्बर, 2017 या 
प्रकाशित अधिसूचना सं 0 41 / 2017 - एकीकृत कर 

भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, 
( दर), तारीख 23 अक्तूबर, 2017 या भारत के 

उपखंड (6) में सा 0 का 0 नि 0 संख्यांक 1321 ( अ ), 
राजपत्र , असाधारण , भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में 

तारीख 23 अक्तूबर , 2017 द्वारा प्रकाशित 
सा ० का ० नि ० संख्यांक 

( अ ). तारीख 

अधिसूचना सं 0 41 / 2017 - एकीकृत कर ( दर), 
13 अक्तूबर , 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना 

तारीख 23 अक्तूबर , 2017 के संबंध में पूंजी 
सं 0 78 / 2017 - सीमाशुल्क , तारीख 13 अक्तूबर, 2017 

माल प्राप्त करने से है , फायदे का उपभोग 
या भारत के राजपत्र, असाधारण , भाग 2, खंड 3 , 

किया गया है ; या 
उपखंड (i), में सा 0 का 0 नि 0 संख्यांक 1299( अ ), 
तारीख 

( ख ) भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3 , 
अक्तूबर, 

द्वारा प्रकाशित 
अधिसूचना सं 0 79 / 2017 - सीमाशुल्क , तारीख उपखंड (i) में सा 0 का 0 नि 0 संख्यांक 1272( अ), 
13 अक्तूबर , 2017 के फायदे का उपभोग किया तारीख 13 अक्तूबर, 2017 द्वारा प्रकाशित 

अधिसूचना सं 0 78 / 2017 - सीमाशुल्क , तारीख 
13 अक्तूबर, 2017 या भारत के राजपत्र , 
असाधारण , भाग 2, खंड 3, उपखंड 6) में 
सा 0 का 0 नि 0 संख्यांक 1299( अ), तारीख 
13 अक्तूबर, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं ० 
79 / 2017 - सीमाशुल्क , तारीख 13 अक्तूबर, 2017 
के अधीन फायदे का उपभोग, सिवाय उसके 
जहाँ तक उसका संबंध निर्यात संवर्धन पूंजी 
माल स्कीम के संबंध में ऐसे व्यक्ति द्वारा 
पूँजी माल को प्राप्त करने से है , नहीं करना 


13 


2017 


- 


चाहिए । 


आज्ञा से .. 


अमित सिंह नेगी, 

सचिवा 


1168 


BACUS VIGE, 01 fever , 2018 0 (31461Y0L 10 , 1940 19 400 ) 


[ATT 1-07 


in pursuance of the provisions of clause (3 ) of Article 348 of the Constitution of India , the Governor is 
pleased to order the publication of the following English translation ofthe Notification No. 1010/2018/16 (120)/ 
XXVII (8)/2018 /CT-54, dated November 02 , 2018 for generalinformation . 

NOTIFICATION 

November 02, 2018 
No. 1010/2018/16 (120 )/XXVII (8 )/2018 /CT-54 --In exercise ofthe powers conferred by Section 164 of 
the Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017 (06 of 2017) read with section 21 of the Uttar Pradesh 
General Clauses Act, 1904 (Act No. 1 of 1904 ) (as applicable in the State of Uttarakhand ), the Governor is 
pleased to make the following rules to further amend the Uttarakhand Goods and Services Tax Rules , 2017, 
namely : 


The Uttarakhand Goods and Services Tax (Twelfth Amendment) Rules , 2018 


Short title and 
Commencement 


1. ( 1) These rules may be called the Uttarakhand Goods and Services Tax 

(Twelfth Amendment) Rules , 2018 . 
(2 ) They shall come into force from the 09th day of October, 2018 . 


2 . 


Amendment of 
Rule 89 


in rule 89 of the Uttarakhand Goods and Service tax Rules , 2017 (herein 
after referred to as the principal rules), for the existing sub -rule (4B ) set out 
in column- 1 below , the following sub -rule as set out in column - 2 , shall be 
substituted ; namely : 


Column - 1 

Column - 2 
Existing sub -rule 

Hereby substituted sub -rule 
|(4B ) In the case of supplies received on which (4B ) Where the person claiming refund of unutilized 

the supplier has availed the benefit input tax credit on account of zero rated supplies 
of notification No. 916/2017/9 ( 120 )/XXVII(8 )/ without payment of tax has 
2017 , dated 10th November, 2017 or 

(a ) received supplies on which the supplier 
notification No. 41/2017 -Integrated Tax (Rate ), 

has availed the benefit of the notification 
dated the 23rd October, 2017 published in the 

of Government of Uttarakhand, Finance 
Gazette of India, Extraordinary, Part II, 

Section -8 No. 916/2017/9 (120)/XXVII (8 )/ 
Section 3 , Sub -section (i) ,, vide number 

2017 , , dated the 10th November, 2017 or 
G.S.R. 1321(E ), dated the 23rd October, 2017 

notification No. 41/2017 - Integrated Tax 
or notification No. 78 /2017- customs dated the 

(Rate ), dated the 23rd October, 2017, 
13th October, 2017 published in the Gazette of 

published in the Gazette of India , 
India , Extraordinary , Part II , Section 3 , Sub 

Extraordinary, Part II, Section 3 , Sub 
section (i) , vide number G.S.R. 1272(E ), dated 

section (i), vide number G.S.R. 1321 (E ), 
the 13th October, 2017 or notification No. 

dated the 2310 October, 2017 ; or 
79/2017 -Custom , dated the 13th October, 2017 

(b ) availed the benefit of notification 
published in the Gazette of India Extraordinary, 

No. 78 /2017 - Cusoms, dated the 
Part II, Section 3, Sub-section (O), vide number 13th October, 2017 , published in the 
G.S.R. 1299 (E ), dated the 13th October, 2017 

Gazette of India . Extraordinary , Part II , 
or all of them , refund of input tax credit, 

Section 3 , Sub -section (i), vide number 
availed in respect of inputs , received under the 

G.S.R. 1272(E),dated 13 October, 2017 or 
said notifications for export of goods and the 

notification No. 79 /2017 -Customs, dated the 
input tax credit availed in respect of other 

13th October, 2017 , published in the Gazette 
inputs or input services to the extent used in 

ofIndia , Extraordinary, Part II, Section 3, sub 
making such export of goods , shall be 

section (), vide number G.S.R. 1299 (E ), 
granted . 

dated the 13th October, 2017, the refund of 
input tax credit , availed in respect of 
inputs received under the said 
notifications for export of goods and the 
input tax credit availed in respect of other 
inputs or_input_services to the external 
used in making such export of goods, 
shall be granted. 


-- 


1974 1-60 ] 


BiGUE [UFC, 01 fautee , 2018 0 (3UYU 10, 1940 ya Haq ) 


1169 


3 . 


Amendment of 
Rule 96 


In rule 96 of principal rules, for the existing sub -rule (10 ) set out in column- 1 
below , the following sub -rule as set out in column- 2 , shall be substituted; 
namely : 


Column- 1 


Column- 2 


Existing sub - rule 

Hereby substituted sub -rule 
(10 ) The persons claiming refund of integrated tax | (10 ) The persons claiming refund of integrated tax 

paid on exports of goods or services should paid on exports of goods or services should 
not have received supplies on which the not have 
supplier has availed the benefit of the 

(a ) received supplies on which the benefit of 
notification of Government of Uttarakhand, 

the notification of Government of 
Finance Section - 8 No. 914/2017/9 (120 )/ 

Uttarakhand, Finance Section -8 No. 
XXVII (8 )/2017 , dated 10th November, 2017 or 

914/2017/9 (120 )/XXVII (8 )/2017 , dated the 
notification No. 916/2017/9 ( 120 ) /XXVII (8 )/ 2017 , 

10th November, 2017 except so far it 
dated 10th November, 2017 or notification 

relates to receipt of capital goods by such 
No. 41/2017-Integrated Tax (Rate ), dated 

person against Export Promotion 
23rd October, 2017, published in the Gazette 

Capital Goods Scheme or notification 
of india , Extraordinary, Part ii, Section 3 , sub 

No. 916 / 2017/9 ( 120 )/XXVII(8 )/2017 , dated 
section (i), vide number G.S.R. 1321(E ) , dated 

10th November, 2017 or notification No. 
the 23rd October, 2017 or notification No. 

41 /2017 - Integrated Tax (Rate), dated 
78 /2017 -Customs, dated the 13th October, 2017, 

23rd October, 2017 published in the 
published in the Gazette of India , 

Gazette of India , Extraordinary , Part II, 
Extraordinary, Part II, Section 3 , Sub - section 

Section 3 , Sub - section (i), vide number 
(i), vide number G.S.R. 1272 (E ), dated the 

G.S.R.1321 (E ), dated the 23rd October, 2017 
13th October, 2017 or notification No. 79/2017 

has been availed ; or 
Customs, dated the 13th October, 2017 , 

(b ) Availed the benefit under notification 
published in the Gazette of India , 

No. 78 /2017 -Customs, dated the 
Extraordinary, Part II, Section 3, sub -section 

13th 

October, 2017 , published in 
(i), vide number G.S.R. 1299 ( E ), dated the 

the Gazette of India , Extraordinary , Part II, 
13th October, 2017 

Section 3 , Sub -section (), vide number 
G.S.R.1272 (E ), dated the 13th October, 2017 
or notification No. 79 /2017 -Customs, dated 
the 13th October, 2017 , published in the 
Gazette of India , Extraordinary, Part II, 
Section 3, Sub -section (i), vide number 
G.S.R. 1299 (E ),dated the 13th October, 2017 , 
except so far it relates to receipt of capital 
goods by such person against Export 
Promotion Capital Goods Scheme." 


By Order, 


AMIT SINGH NEGI, 

Secretary 


विपिन चन्द्र , 


अपर आयुक्त राज्य कर, 
मुख्यालय , देहरादून । 


1170 


उत्तराखण्ड गजट , 01 दिसम्बर, 2018 ई ० ( अग्रहायण 10, 1940 शक सम्वत् ) भाग 1 - क 
कार्यालय उप सम्भागीय परिवहन अधिकारी, टनकपुर ( चम्पावत ) 

कार्यालयादेश 

23 अगस्त , 2018 ई ० 
पत्रांक 834 निलम्बन / 2016 - निम्नलिखित चालकों के चालन अनुज्ञप्ति का निलम्बन तीन माह हेतु, वाहन 
दुर्घटनाओं पर नियन्त्रण एवं जनसुरक्षा को दृष्टिगत ओवरलोडिंग व शराब पीकर वाहन चलाना आदि अभियोगों में 
संलिप्त माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित सड़क सुरक्षा समिति के दिशा -निर्देशों के अनुपालन में मोटर वाहन 
अधिनियम के प्रावधानानुसार अधोहस्ताक्षरी द्वारा किया जाता है: 


अभियोग 


लाइसेन्सधारक का नाम व 

पता 


लाइसेन्स संख्या / 
श्रेणी एवं वैधता 


संस्तुतिकर्ता 
अधिकारी 


निलम्बन 
अवधि 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


1 . 


टीआई, 


बनबसा 


क्षमता से 


अधिक सवारी 


29.08.2018 

से 
28.11.2018 


2 . 


टीआई. 


चम्पावत 


भार वाहन में 

सवारी 


29.08.2018 

से 
28.11.2018 


3 . 


उपरोक्तानुसार 


नशे की हालत 

में वाहन 
संचालन 


29.08.2018 

से 
28.11.2018 


4 . 


टीआई, चल्थी 


क्षमता से 


अधिक सवारी 


29.08.2018 

से 
28.11.2018 


श्री पुष्कर चन्द राय पुत्रं UK-0320040017252 , 
श्री वंशीधर राय , 

हल्का मोटरयान ( NT ), 
निवासी रैघाड़ी 

|TRANS TR. 
सुंगरखाल , तह 

वैधता 04.10.2019 
लोहाघाट, चम्पावत 
श्री सूरज सिंह पुत्र | UK-032010003518, 
श्री खीम सिंह, 

मोटर साइकिल, 
निवासी ग्राम झालाकुड़ी, हल्का मोटरवाहन NT , 
पो ० चल्थी , चम्पावत TRANS TR , 

वैधता 04.03.2021 
श्री संजय नाथ पुत्र 

UK -320040012059 , 
श्री वजीर नाथ , 

हल्का मोटरवाहन NT , 
निवासी पटपड़ा, 

TRANS [TR]. 
बाराकोट , जिला चम्पावत 

वैधता 04.07.2019 
श्री रोहित कुमार पुत्र 

UK- 0320120011480 , 
श्री बबलू प्रसाद, 

मोटर साइकिल , 
निवासी फागपुर . 

एल एम वी वाहन ( NT) , 
पो ० चंदनी, चम्पावत 

TRANS TR , PSV BUS 

|TR, वैधता 06.08.2032 
श्री राकेश राम पुत्र 

UK-032090001455 , 
श्री हरि राम, 

मोटर साइकिल, 
निवासी ग्राम तपनीपाल , हल्का वाहन ( NT ); 
पो 0 खेतीखान, चम्पावत TRANS TR, 

वैधता 07.11.2019 
श्री कैलाश चन्द्र पुत्र UK-0320100002012, 
श्री विशन दत्त, 

हल्का वाहन , 
निवासी ग्राम खेतीखान , मोटर साइकिल ( NT ) , 
लोहाघाट , चम्पावत |TRANS TR, 

वैधता 12.10.2019 
श्री नीलाधार कापड़ी UK-0320070007706, 
पुत्र श्री तोताराम कापड़ी, हल्का वाहन , 
नि 0 जैगाँव मौराड़ी , मोटर साइकिल, ( NT); 
जिला चम्पावत 

|TRANS TR, 
| PSVBUS TR, 
वैधता 04.07.2021 


5 . 


टीआई, लोहाघाट 


भार वाहन में 

सवारी 


29.08.2018 

से 
28.11.2018 


6 . 


उपरोक्तानुसार 


उपरोक्तानुसार 


29.08.2018 

से 
28.11.2018 


7 . 


टीआई, 


चम्पावत 


नशे की हालत 
में वाहन का 
संचालन 


29.08.2018 

से 
28.11.2018 


1 


5 


6 


टीआई . 


क्षमता से 


भाग 1 - क उत्तराखण्ड गजट , 01 दिसम्बर, 2018 ई ० ( अग्रहायण 10, 1940 शक सम्वत् ) 

1171 
2 

3 

4 
UK-1420010015277, 
श्री महेश कुमार पुत्र 

लोहाघाट भार वाहन में 
8 . 

29.08.2018 
श्री रतन राम, हल्का वाहन ( NT); 

सवारी 
निवासी राजीव ग्राम , TRANS TR, 

28.11.2018 
ऋषिकेश, देहरादून 

| PSV BUS TR, 

वैधता 30.07.2019 
9 . श्री दलीप सिंह पुत्र UK- 0419980091081 , उपरोक्तानुसार 

उपरोक्तानुसार 

29.08.2018 
श्री वीर सिंह, हल्का वाहन ( NT ); 

से 
निवासी ग्राम जाखनी, |LMV CAB TR, TRANS 

28.11.2018 
पिथौरागढ़ 

|(TR), PSV BUS TR, 

वैधता 28.08.2018 
10 . 

UK -0320100000290 , 
श्री सुरेश सिंह पुत्र 

उपरोक्तानुसार 

29.08.2018 
श्री रतन सिंह, हल्का वाहन , 

अधिक सवारी से 
निवासी ग्राम कानाकोट , मो 0 साइकिल ( NT ); 

28.11.2018 
तह० लोहाघाट , चम्पावत 

TRANS TR, 

वैधता 17.10.2020 
11 . 

| UK-0320100003659 , 
श्री रोहित कुमार पुत्र 

उपरोक्तानुसार वाहन संचालन 29.08.2018 
श्री मनोज कुमार , मो ० साइकिल, हल्का 

से 
निवासी ग्राम कर्णकरायत , मोटरवाहन, ( NT) ; 

मोबाइल का 28.11.2018 
तह 0 लोहाघाट , चम्पावत TRANS TR, 

प्रयोग 
वैधता 03.12.2030 

कार्यालयादेश 

29 सितम्बर, 2018 ई ० 
पत्रांक 962 निलम्बन / 2016 - निम्नलिखित चालकों के चालन अनुज्ञप्ति का निलम्बन तीन माह हेतु,. वाहन 
दुर्घटनाओं पर नियन्त्रण एवं जनसुरक्षा को दृष्टिगत ओवरलोडिंग व शराब पीकर वाहन चलाना आदि अभियोगों में 
संलिप्त माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित सड़क सुरक्षा समिति के दिशा -निर्देशों के अनुपालन में मोटर वाहन 
अधिनियम के प्रावधानानुसार अधोहस्ताक्षरी द्वारा किया जाता है: 
लाइसेन्सधारक का नाम व लाइसेन्स संख्या / संस्तुतिकर्ता अभियो निलम्बन 
पता श्रेणी एवं वैधता अधिकारी 

अवधि 


के समय, 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


1 . 


प्रवर्तन दल , 


क्षमता से 
अधिक सवारी 


15.09.2018 

से 


टनकपुर 


श्री सुनील कुमार पुत्र 
श्री हरीश राम, 
निवासी राईकोट 
कोलीढेक , 
तह0 लोहाघाट, चम्पावत 


| UK- 0320120012641 , 
मोटर साइकिल , 
हल्का मोटरयान ( NT ), 
| TRANS , PSV BUS TR, 
वैधता 04.09.2020 


14.12.2018 


2 . 


टीआई . हल्द्वानी । 


29.08.2018 

से 


श्री जनार्दन भट्ट पुत्र 
श्री गंगाधर भट्ट, 
निवासी बनोम , 
जिला चम्पावत 


| UK-0320010001725 , 
हल्का मोटर वाहन NT , 
TRANS TR, 
PSV BUS TR, 
वैधता 04.07.2019 


वाहन संचालन 

के समय 
मोबाइल का 

प्रयोग 


28.11.2018 


3 . 


उपरोक्तानुसार 


नशे की हालत 
में वाहन का 
संचालन 


29.08.2018 

से 


28.11.2018 


श्री प्रेम सिंह कठायत पुत्र | UK-0419990043477 , 
श्री मोहन सिंह कठायत , 

मोटर साइकिल, हल्का 
निवासी पिगलर , 

मोटर वाहन NT ; 
पिथौरागढ़ 

LMV CAB [TR ], PSV 
BUS TR, 
वैधता 10.02.2020 


1172 


उत्तराखण्ड गजट, 01 दिसम्बर, 2018 ई ० ( अग्रहायण 10, 1940 शक सम्वत् ) 


[ भाग 1 - क 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


4 . 


टीआई, चल्थी 


क्षमता से 
अधिक सवारी 


श्री अनिल सिंह पुत्र 
श्री खीम सिंह, 
निवासी म ० नं 0 08, 
पथनाला, पथपोखरिया , 
तह 0 लोहाघाट , चम्पावत 


UK-0320150028093 , 
मोटर साइकिल विद 
गियर, एल एम वी ( NT ) , 
TRANS [TR ], PSV 
| BUS TR, 

वैधता 
29.08.2021 


29.08.2018 

से 
28.11.2018 


5 . 


टीआई, लोहाघाट 


श्री भूवन चन्द्र भट्ट पुत्र 
श्री हरीश चन्द्र भट्ट, 
निवासी ग्राम सांगों , 
पो ० धौन, जिला चम्पावत 


क्षमता से 
अधिक सवारी 


29.08.2018 

से 
28.11.2018 


UK-0320110006173 , 
मोटर साइकिल , 
हल्का वाहन ( NT ); 
TRANS TR, 
वैधता 19.06.2019 
UK-0320130020985 , 
हल्का वाहन , 

मो 0 साइकिल ( NT) , 
|TRANS TR, 
वैधता 18.02.2021 


6 . 


उपरोक्तानुसार 


उपरोक्तानुसार 


श्री विनोद सिंह पुत्र 
श्री कालू सिंह, निवासी 
म ० नं 0 12 - ख , 
ग्राम तल्ली खटोली, 
पो 0 अमोड़ी, जिला 
चम्पावत 


29.08.2018 

से 
28.11.2018. 


7 . 


उपरोक्तानुसार 


उपरोक्तानुसार 


श्री प्रकाश लाल पुत्र 
श्री ईश्वर लाल, 
निवासी नर सिंह डांडा , 
जिला चम्पावत 


| UK-0320080001258, 
हल्का वाहन, 
मोटर साइकिल, ( NT ); 
TRANS TR , 
वैधता 04.07.2021 


29.08.2018 

से 
28.11.2018 


8 . 


उपरोक्तानुसार 


उपरोक्तानुसार 


29.08.2018 

से 
28.11.2018 


9 . 


उपरोक्तानुसार 


भार वाहन में 

सवारी 


29.08.2018 

से 
28.11.2018 


10 . 


श्री जितेन्द्र सिंह पुत्र 

UP-7519980039159 , 
श्री भानू सिंह, 

हल्का वाहन ( NT ); 
निवासी शिव नगर कोर्थ, |LMV CAB TR, TRANS 
जीतपुर कलॉ, आगरा TR, PSV BUS TR, 

वैधता 17.06.2019 
श्री इन्कलाब आलम पुत्र 

UK- 0620160109145 , 
श्री अयूब अहमद , नि ० मोटर साइकिल विद 
गाम झनकट खटीमा , गियर , LMV NT , 
जिला ऊ ० सिं ० नगर 

वैधता 15.03.2036 
श्री महेन्द्र सिंह पुत्र UK03/ 6098 /TNK/07 , 
श्री अमर सिंह , 

हल्का मोटर वाहन , 
निवासी गुरखुड़ा, खटीमा , मोटर साइकिल विद 
जिला ऊ 0 सिं ० नगर गियर ( NT ). 

वैधता 10.12.2027 
श्री होशियार सिंह पुत्र UK- 03 20120013155 ,, 
श्री गुमान सिंह, 

मोटर साइकिल, 
निवासी म 0 नं0-69 , हल्का मोटरवाहन ( NT). 
ग्राम साल रीठा साहिब , |TRANS TR, 
चम्पावत 

| PSV BUS TR, 
वैधता 03.12.2030 


उपरोक्तानुसार 


क्षमता से 


अधिक सवारी 


29.08.2018 

से 
28.11.2018 


11. 


उपरोक्तानुसार 


वाहन संचालन 


के समय 
मोबाइल का 

प्रयोग 


29.08.2018 

से 
28.11.2018 


12. 


उपरोक्तानुसार 


श्री तारा चन्द पुत्र 
श्री घासीराम , निवासी 
ग्राम अजीतपुर बरा , 
किच्छा, ऊ 0 सिं ० नगर 


| UK- 0620160116939 , 
मोटर साइकिल विद 
गियर, एलएमवी ( NT). 
TRANS [TR], 
PSV BUS TR 
वैधता 29.08.2021 


क्षमता से 
अधिक भार ले 

जाना 


28.09.2018 

से 
27.12.2018 


भाग 1--क] 


उत्तराखण्ड गजट , 01 दिसम्बर, 2018 ई ० ( अग्रहायण 10, 1940 शक सम्वत् ) 


1173 


1 


3 


4 


5 


6 


13. 


क्षमता से 


अधिक भार ले 

जाना 


28.09.2018 

से 
27.12.2018 


14. 


2 
श्री हसीब अखार पुत्र 

UP-2120070082333 , टीआई, लोहाघाट 
श्री तौफीक अहमद, 

मोटर साइकिल विद 
निवासी नई बस्ती, गियर, एलएमवी ( NT) . 
भोजपुर , मुरादाबाद , 

TRANS [TR], 
उ ० प्र ० 

वैधता 17.09.2019 
श्री महिमन सिंह पुत्र 

UK-0320150028093, उपरोक्तानुसार 
श्री जगत सिंह, निवासी मोटर साइकिल विद 
म 0 नं 0 362 - बी , बग्गा गियर , एल एम वी ( NT). 
चौवन, खटीमा, ऊ ०सिंह |TRANS [TR], 
नगर 

| PSV BUS TR, 

वैधता 29.08.2021 
श्री योगेश चन्द्र पुत्र 

UK- 0320130016404, उपरोक्तानुसार 
श्री नारायण दत्त , 

मोटर साइकिल विद 
निवासी म 0 नं0-51, ग्राम गियर, एल एम वी ( NT) , 
खोलियानाकोटा 

| TRANS [TR], 
किमतोली, 

PSV BUS TR, 
दिगालीचौड़ , 

वैधता 29.08.2021 
लोहाघाट, चम्पावत 


वाहन संचालन 

के समय 
मोबाइल का 

प्रयोग 


28.09.2018 

से 
27.12.2018 


15. 


क्षमता से 


अधिक सवारी 


28.09.2018 

से 
27.12.2018 


कार्यालयादेश 

29 सितम्बर, 2018 ई ० 
पत्रांक 962 निलम्बन / 2016 - निम्नलिखित चालकों के चालन अनुज्ञप्ति का निलम्बन तीन माह हेतु, वाहन 
दुर्घटनाओं पर नियन्त्रण एवं जनसुरक्षा को दृष्टिगत ओवरलोडिंग व शराब पीकर वाहन चलाना आदि अभियोगों में 
संलिप्त माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित सड़क सुरक्षा समिति के दिशा-निर्देशों के अनुपालन में मोटर वाहन 
अधिनियम के प्रावधानानुसार अधोहस्ताक्षरी द्वारा किया जाता है: 
लाइसेन्सधारक का नाम व लाइसेन्स संख्या / संस्तुतिकर्ता अभियोग निलम्बन 

श्रेणी एवं वैधता अधिकारी 

अवधि 


पता 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


1 . 


टीआई, पंचेश्वर 


क्षमता से 


अधिक सवारी 


श्री शंकर राम पुत्र 
श्री खीम राम , निवासी 
कोट सारी दिगालीचौड़ , 
लोहाघाट , चम्पावत 


29.09.2018 

से 
28.12.2018 


UK-0320110006449 , 
मोटर साइकिल विद 
गियर, हल्का मोटरयान 
| ( NT ), TRANS 
| PSV BUS TR, 
वैधता 07.07.2031 
UK-0320120012102, 
मोटर साइकिल, 
हल्का मोटर वाहन NT ; 
TRANS TR, 
| PSV BUS TR, 
वैधता 04.01.2019 


2 . 


टीआई , पंचेश्वर 


श्री दिनेश कुमार पुत्र 
श्री नाथ राम , 
निवासी बसकुनी 
किमतोली, चम्पावत 


क्षमता से 
अधिक सवारी 


29.09.2018 

से 
28.12.2018 


3 . 


उपरोक्तानुसार 


उपरोक्तानुसार 


श्री उमेद सिंह पुत्र 
श्री दीवान सिंह, 
निवासी सेलासलपड़ , 
पो 0 भडलक , 
तह लोहाघाट , चम्पावत 


UK- 32015002237 , 
हल्का मोटर वाहन NT ; 
TRANS [TR ], 
वैधता 12.10.2019 


29.09.2018 

से 
28.12.2018 


1174 


उत्तराखण्ड गजट , 01 दिसम्बर, 2018 ई ० ( अग्रहायण 10, 1940 शक सम्वत् ) 


[ भाग 1 - क 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


4 . 


टीआई, लोहाघाट 


भार वाहन में 

सवारी 


UK- 0319960014315 , 
एल एम वी ( NT ); 
TRANS TR, 
वैधता 16.03.2019 


29.09.2018 

से 
28.12.2018 


श्री रामू राम पुत्र 
श्री खीम राम , 
निवासी बोरागोठ, 
थाना टनकपुर, चम्पावत 
श्री छीवान सिंह पुत्र 
श्री गिरधर सिंह, 
निवासी ग्राम रैघाड़ी 
सुंगर खाल, चम्पावत 


5 . 


टीआई, लोहाघाट 


भार वाहन में 

सवारी 


29.09.2018 

से 
28.12.2018 


UK-0420070044561 , 
मोटर साइकिल, हल्का 
वाहन ( NT ) ; 
TRANS TR, 
वैधता 17.12.2019 
HR03-24939/08-09 , 
हल्का वाहन , 
मो 0 साइकिल ( NT ). 
वैधता 22.10.2028 


6 . 


उपरोक्तानुसार 


क्षमता से 
अधिक सवारी 


29.09.2018 

से 
28.12.2018 


श्री संतोक सिंह पुत्र 
श्री प्रेम सिंह, 
निवासी फ्लैट नं 0 224 , 
सेक्टर -05, एमडीसी, 
पंचकुला, हिमांचल 
श्री रमेश चन्द्र पुत्र 
श्री हरि दत्त , 
निवासी ग्राम बगेड़ी, 
पो ० धौन, 
जिला चम्पावत 


7 . 


टीआई, चम्पावत 


उपरोक्तानुसार 


UK-0320070007706 , 
हल्का वाहन , 
मोटर साइकिल ( NT), 
|TRANS TR, 
PSV BUS TR , 
वैधता 20.06.2019 


29.09.2018 

से 
28.12.2018 


8 . 


उपरोक्तानुसार 


उपरोक्तानुसार 


29.09.2018 

से 
28.12.2018 


9 . 


टी आई , 


टनकपुर 


नशे की हालत 
में वाहन का 

संचालन 


29.09.2018 

से 
28.12.2018 


श्री राजेन्द्र प्रसाद पुत्र 

UK-1420010015277 , 
श्री नारायण दत्त , 

मोटर साइकिल विद 
निवासी ग्राम बगेड़ी, गियर, हल्का वाहन 
पो ० धौन, चम्पावत |( NT ). 

|TRANS TR, 
| PSV BUS TR, 

वैधता 27.03.2021 
श्री बसंत बल्लभ पुत्र 

UK- 032003001033 , 
श्री गोपाल दत्त जोशी, हल्का वाहन ( NT ) , 
निवासी चारूबेटा, पो 0 |LMV CAB TR, TRANS 
खटीमा , ऊ o सिं ० नगर (TR), PSV BUS TR, 

वैधता 26.04.2019 
श्री जितेन्द्र सिंह पुत्र 

UP- 2020120014112, 
श्री गुरूदीप सिंह, हल्का वाहन , 
निवासी बीरभानवाला, 

मो ० साइकिल ( NT ), 
पो 0 बड़ापुर, तह 

TRANS TR 
नगीना, जिला बिजनौर , 

वैधता 29.10.2019 
उ ० प्र ० 
श्री जगदीश सिंह पुत्र | UK-0320070008275, 
श्री गुमान सिंह, 

मोटर साइकिल, 
निवासी पोथ , कोटकेन्द्री, हल्का मोटर वाहन , 
थाना टनकपुर, चम्पावत ( NT ), TRANS TR, 

वैधता 11.12.2020 


10 . 


टीआई, बनबसा 


एमवी एक्ट का 

उल्लंघन 


29.09.2018 

से 
28.12.2018 


11. 


टी आई, टनकपुर 


क्षमता से 


अधिक सवारी 


29.09.2018 

से 
28.12.2018 


रश्मि भट्ट, 


लाइसेंसिंग अथॉरिटी , 
टनकपुर , चम्पावत । 


भाग 1 - क 


1175 


उत्तराखण्ड गजट , 01 दिसम्बर, 2018 ई ० ( अग्रहायण 10, 1940 शक सम्वत् ) 
कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, टनकपुर ( चम्पावत ) 

आदेश 


27 सितम्बर , 2018 ई ० 


पत्रांक 956 / पंजीयन निरस्त / 2018-19 - वाहन संख्या UA032169 (LMV CAR), 

मॉडल 2003 , 
चेचिस 600142JWZP77671, इंजन नं 0 475IDI02JWZP75130 , इस कार्यालय अभिलेखानुसार श्री आकाश कुमार पुत्र 
श्री थान सिंह, निवासी नई बस्ती, वार्ड नं0-04 , पोस्ट - टनकपुर, जिला चम्पावत के नाम दर्ज है । दिनांक 14.08.2018 
को वाहन स्वामी द्वारा वाहन के पंजीयन निरस्त हेतु (क्योंकि वाहन चलने योग्य नहीं है ) आवेदन किया गया हैं । वाहन 
फाइनेन्स से मुक्त है । प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चेक चालान लम्बित नहीं है । सीनियर 
फोरमैन (उत्तराखण्ड परिवहन निगम, टनकपुर ) की आख्यानुसार वाहन का मूल चेचिस प्लेट नष्ट कर, जमा कर लिया 
गया है । उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन / चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है । 

अतः, मैं , रश्मि भट्ट, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, टनकपुर (चम्पावत) केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम , 
1988 की धारा 55 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए. दिनांक 27.09.2018 को वाहन संख्या UA032169 
(LMV CAR), मॉडल 2003, चेचिस 600142JWZP77671 को तत्काल प्रभाव से निरस्त करती हूँ । 


आदेश 

27 सितम्बर, 2018 ई ० 
पत्रांक 957 / पंजीयन निरस्त / 2018-19 - वाहन संख्या UP15G6338 ( MGV) , मॉडल 1997 , 
चेचिस 386040CSQ807153, इंजन नं 0 497021CSQ726727, इस कार्यालय अभिलेखानुसार श्री शत्रुघन पुत्र श्री शम्भू दयाल, 
मकान नं 0 222, भजनपुर, पोस्ट चन्दनी बनबसा, चम्पावत के नाम दर्ज है । दिनांक 09.08.2018 को वाहन स्वामी द्वारा 
वाहन के पंजीयन निरस्त हेतु (क्योंकि वाहन चलने योग्य नहीं है ) आवेदन किया गया हैं । वाहन फाइनेन्स से मुक्त है । 
प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चेक चालान लम्बित नहीं है । सीनियर फोरमैन 
( उत्तराखण्ड परिवहन निगम , टनकपुर) की आख्यानुसार वाहन का मूल चेचिस प्लेट नष्ट कर, जमा कर लिया गया है । 
उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन / चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है । 

अतः, मैं , रश्मि भट्ट, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, टनकपुर ( चम्पावत ) केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम , 
1988 की धारा 55 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिनांक 27.09.2018 को वाहन संख्या UP15G6338 
( MGV), मॉडल 1997, चेचिस 386040CSQ807153 को तत्काल प्रभाव से निरस्त करती हूँ । 

आदेश 


29 सितम्बर, 2018 ई ० 


पत्रांक 960 / पंजीयन निरस्त / 2018-19 - वाहन संख्या RJ31G4231 ( HGV) , मॉडल 2003 , 
चेचिस 426021LWZ203339, इंजन नं0 30062263875, इस कार्यालय अभिलेखानुसार श्री राकेश कुमार पुत्र श्री भमराज सिंह 
मकान नं 0 19, वार्ड नं0-01, खटीमा, जिला ऊधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है । दिनांक 13.09.2018 को वाहन स्वामी 
द्वारा वाहन के पंजीयन निरस्त हेतु ( क्योंकि वाहन चलने योग्य नहीं है ) आवेदन किया गया हैं । वाहन फाइनेन्स से मुक्त 
है । प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चेक चालान लम्बित नहीं है । सीनियर फोरमैन 
( उत्तराखण्ड परिवहन निगम, टनकपुर) की आख्यानुसार वाहन का मूल चेचिस प्लेट नष्ट कर, जमा कर लिया गया है । 
उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन / चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है । 

मैं , रश्मि भट्ट. सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, टनकपुर ( चम्पावत ) केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम , 
1988 की धारा 55 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिनांक 29.09.2018 को वाहन संख्या RJ31G4231 
( HGV ), मॉडल 2003 ,-चेचिस 426021LWZ203339 को तत्काल प्रभाव से निरस्त करती हूँ । 


अतः, 


1176 


उत्तराखण्ड गजट, 01 दिसम्बर, 2018 ई ० ( अग्रहायण 10, 1940 शक सम्वत् ) भाग 1 - क 

आदेश 

29 सितम्बर, 2018 ई ० 
पत्रांक 961 / पंजीयन निरस्त / 2018-19 - वाहन संख्या UA034700 (HGV), मॉडल 2006 , 
चेचिस VFA063600, इंजन नं 0 VFH402407, इस कार्यालय अभिलेखानुसार श्री सतीश पाल पुत्र श्री जमुना प्रसाद पाल , 
निवासी घसियारा मण्डी, टनकपुर , चम्पावत के नाम पंजीकृत है । दिनांक 08.09.2018 को वाहन स्वामी द्वारा वाहन के 
पंजीयन निरस्त हेतु ( क्योंकि वाहन चलने योग्य नहीं है) आवेदन किया गया हैं । वाहन फाइनेन्स से मुक्त है । प्रवर्तन 
अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चेक चालान लम्बित नहीं है । सीनियर फोरमैन 
( उत्तराखण्ड परिवहन निगम , टनकपुर) की आख्यानुसार वाहन का मूल चेचिस प्लेट नष्ट कर, जमा कर लिया गया है । 
उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन / चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है । 

अतः, मैं , रश्मि भट्ट, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, टनकपुर ( चम्पावत ) केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम , 
1988 की धारा 55 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिनांक 29.09.2018 को वाहन संख्या UA034700 
( HGV ) , मॉडल 2006, चेचिस VFA063600, इंजन नं 0 VFH402407 को तत्काल प्रभाव से निरस्त करती हूँ । 


आदेश 

30 अक्टूबर , 2018 ई ० 
पत्रांक 1054 / पंजीयन निरस्त / 2018-19 - वाहन संख्या UA034886 ( HGV) , मॉडल 2006 , 
चेचिस 42603121LTZ014640, इंजन नं 0 60K62S17506, इस कार्यालय अभिलेखानुसार श्री जय सिंह पाल पुत्र 
श्री जमना प्रसाद पाल, निवासी मकान संख्या 81, घसियारा मण्डी, वार्ड नम्बर 06 , टनकपुर, चम्पावत के नाम पंजीकृत है । 
दिनांक 01.10.2018 को वाहन स्वामी द्वारा वाहन के पंजीयन निरस्त हेतु (क्योंकि वाहन चलने योग्य नहीं है ) आवेदन 
किया गया हैं । वाहन फाइनेन्स से मुक्त है । प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चेक चालान लम्बित 
नहीं है । सीनियर फोरमैन ( उत्तराखण्ड परिवहन निगम, टनकपुर ) की आख्यानुसार वाहन का मूल चेचिस प्लेट नष्ट कर, 
जमा कर लिया गया है । उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन / चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता 


अतः, मैं , रश्मि भट्ट, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, टनकपुर ( चम्पावत ) केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम , 
1988 की धारा 55 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिनांक 30.10.2018 को वाहन संख्या UA034886 
( HGV), मॉडल 2006, चेचिस 42603121LTZ014640, इंजन नं 0 60K62S17506 को तत्काल प्रभाव से निरस्त करती हूँ । 


आदेश 

30 अक्टूबर , 2018 ई ० 
पत्रांक 1055 / पंजीयन निरस्त / 2018-19 - वाहन संख्या UK03TA0736 ( MOTOR CAB), मॉडल 2014 , 
चेचिस MABEUA61800399374, इंजन नं 0 F8DN518585351, इस कार्यालय अभिलेखानुसार श्री कल्याण राम पुत्र 
श्री शेर राम , ग्राम -टमट काण्डे, पोस्ट ढोरजा, जिला चम्पावत के नाम पंजीकृत है । दिनांक 01.10.2018 को वाहन स्वामी 
द्वारा वाहन के पंजीयन निरस्त हेतु (क्योंकि वाहन चलने योग्य नहीं है ) आवेदन किया गया हैं । वाहन फाइनेन्स से मुक्त 
है । प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चेक चालान लम्बित नहीं है । सीनियर फोरमैन 
( उत्तराखण्ड परिवहन निगम, टनकपुर ) की आख्यानुसार वाहन का मूल चेचिस प्लेट नष्ट कर, जमा कर लिया गया है । 
उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन / चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है । 

अतः, मैं , रश्मि भट्ट, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, टनकपुर ( चम्पावत) केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 
1988 की धारा 55 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिनांक 30.10.2018 को वाहन संख्या UKOSTA0736 
( MOTORCAB), मॉडल 2014 , चेचिस MABEUA61800399374, इंजन नं 0 F8DN518585351 को तत्काल प्रभाव से निरस्त 
करती हूँ । 


..... 


रश्मि भट्ट, 


सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, 

टनकपुर ( चम्पावत ) । 


भाग 1 -क 


उत्तराखण्ड गजट , 01 दिसम्बर, 2018 ई ० ( अग्रहायण 10. 1940 शक सम्वत् ) 


1177 


कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, रूद्रप्रयाग 

आदेश 

26 सितम्बर, 2018 ई ० 
संख्या -613 / प्रवर्तन / लाइसेन्स / 2018 - मा 0 सर्वोच्च न्यायालय के अधीन गठित सड़क सुरक्षा समिति के 
सन्दर्भ संख्या 05 / 2014 / सी 0 ओ 0 आर0 एस0 पार्ट -3 , दिनांक 18.08.2015 , सन्दर्भ संख्या 05 / 2014 / 
सी 0 ओ0 आर0 एस0 – पार्ट -3, दिनांक 17.11.2015 के अनुपालन में मोटर वाहन अधिनियम के नियमों का उल्लंघन करने 
के विदित अभियोग में वाहनों के चालान कर वाहन चालकों के लाइसेन्स के विरूद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गई है । 
अतः दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने व जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, लाइसेन्सिंग अधिकारी रूद्रप्रयाग के रूप में , 
मैं , मोहित कुमार कोठारी, मोटर वाहन अधिनियम , 1988 की धारा -19 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, 
निम्न चालकों के लाइसेन्स तत्काल प्रभाव से निलम्बित करता हूँ: 


क्र ० 
सं ० 


चालक का नाम व पता 


डी ० एल0 संख्या व 

वैधता 


अभियोग 


चालानकर्ता प्रवर्तन 

अधिकारी 


निलम्बन 
अवधि 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


1 . 


ओवर लोड सवारी 
(यात्री वाहन) 


ARTO , 
RUDRAPRAYAG 


26.09.2018 

से 


25.12.2018 


2 . 


ओवर लोड सवारी 
( भार वाहन ) 


ARTO , 
RUDRAPRAYAG 


26.09.2018 

से 
25.12.2018 


3 . 


ओवर लोड सवारी 
(यात्री वाहन ) 


ARTO , 
RUDRAPRAYAG 


श्री रघुवीर लाल पुत्र 

| UK-1420070001339 , 
श्री मंगलू लाल , 

VALIDITY (NT) 
14 बीघा, मुनि की रेती, 01.08.2027 , 
ऋषिकेश, 

VALIDITY (T ) 

108.01.2021 
देहरादून -249201 
श्री सुनिल सिंह पुत्र UK-1320170012685, 
श्री असद सिंह, |VALIDITY ( NT ) 
ग्राम कुरछौला, 

02.05.2037 
जनपद रूद्रप्रयाग 
श्री अशोक कुमार पुत्र 

PB-0820100137477 , 
श्री अश्वनी कुमार , 

|VALIDITY ( NT ) 
वार्ड नं 0 01, न्यू अबादी, 23.10.2032, 
भोगपुर , जलंधर (पंजाब) |VALIDITY (T) 

16.02.2019 
श्री दिनेश सिंह पुत्र UK-1320140005091 , 
श्री कुंवर सिंह , 

|VALIDITY( T ) 
ग्राम चमसील, पो 0 सारी 23.07.2021 , 
गौचर, जनपद रूद्रप्रयाग VALIDITY ( NT ) 

02.01.2034 
श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र UK-1320130004617 , 
श्री गोविन्द सिंह, |VALIDITY( NT ) 
ग्राम व पो 0 रतूडा, 

|12.09.2033 , 
जनपद रूद्रप्रयाग 

VALIDITY ( T ) 
20.12.2020 


26.09.2018 

से 
25.12.2018 


4 . 


S.P., 


ओवर लोड सवारी 
( यात्री वाहन ) 


CHAMOLI 


26.09.2018 

से 


25.12.2018 


5 . 


ओवर लोड सवारी 
( यात्री वाहन ) 


S.P., 
CHAMOLI 


26.09.2018 

से 
25.12.2018 


मोहित कुमार कोठारी, 
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, 

रूद्रप्रयाग । 


-- 


पी ०एस ० यू ० ( आर० ई ०) 48 हिन्दी गजट / 671 – भाग 1 - क -2018 (कम्प्यूटर / रीजियो ) । 
मुद्रक एवम् प्रकाशक अपर निदेशक , राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की । 


